योतिय श्रृंखला A Research 


एक शोध 


Astrology and 
Timing of Marriage 
(a Scientific Approach) 


ज्योतिष sit विवाह समय 
( एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण ) 


a group research based on over 200 charts with 
navamsha, two dashas and transit of planets by research 
students of January 2008 batch. 


English Section Hindi Section 
Alok Verma Anuj Gupa 
Ashwini Baqaya G.K. Joshi 

B. Shobha 


Kalpana Sablok 
Sunita Sharma 
Sateyandra Bisht 


Harsh Kumar 
Meenakshi Priyadarshini 


Rajesh Raj Rama Gupta 
Shella Seth Rishi Kapoor 
Guidance 
Shri K.N. Rao 
मार्ग दर्शन 
श्री केणएन० राव 


Vani Publications, Delhi 


Acknowledgements 


At the outset we thank our Guru 
Shri KN Rao. He has been the prime guiding 
force to all of us. He has not only guided us for 
this work but has encouraged and supported us 
all through. It is entirely because of his grace that 
we have been able to contribute to objectively 
applying a number of well defined parameters 
to a large number of charts and drawing out 
statistical inferences on timing of marriage. 

Our classes 'Research Jr.’ started in Jan 2008. 
Shri Rao could not take the classes for the first 
few weeks as he was not keeping good health. 
However, in the very first class he took he told 
us to do a research on 'timing of marriage' and 
present the same in the next astrology seminar. 
We were a bit taken aback but with his 
encouragement and support we started the work. 
Three charts each were distributed to all the 
students - and later they added two/three charts 
from their own data. We all were quite happy 
with the initial results. These were consolidated, 
compiled and were presented in the seminar 
held in Chinmaya Mission Auditorium in Delhi 
on 30-03-2008. It was very well received by the 
delegates. We thank all the faculty members of 
Bhartiya Vidhya Bhawan and the fellow students 
-senlors, juniors and colleagues. This encouraged 
us a lot and we will always remain very thankful 
to them. 

In the very next class Sti KN Rao suggested 
that we should formalize our efforts in the shape 
of a book duly documenting all efforts, data and 
findings. lam sure Shane Warne must have learnt 
from Shri Rao that a new fresh ball can be given 
to a rank newcomer and on encouragement he 


would perform as seen in Rajasthan Royal Team, 


IPL T20, 2008. We were both surprised and 


Guide Shri K.N. Rao % मार्गदर्शन श्री $t राव 


worried on the idea of writing a book. 
Documenting any research work in the form of a 
book is a challenging task. We were surprised 
because we never knew that we could do that. 
We were worried because such a thing creates a 
permanent record for future generations to 
comment upon and requires lot of efforts. At 
first we tried to argue with him about shortage 
of time etc. etc. but when we saw that he had 
firmed up his mind and there was no scope of 
any relaxation we started our efforts. Again the 
work was divided and everyone chipped in - 
some more and some less but each according to 
the time she/he had or could devote. Each one 
in our class has to be thanked for this. It is not 
possible to write all the names here as we are 42 
in the class. All the names are given in the 
appendix. However, | would fail in my duty of 
writing this acknowledgement on behalf of the 
class if | do not mention the names of Alok 
Verma, Anuj Gupta, Ashwini Baqaya, GK Joshi, 
Kalpana Sablok, Meenakshi, Rajesh Raj, Rama 
Gupta, Rishi, Satyendra Bisht, Shella Seth, 
Shobha, and Sunita in particular. Shella and 
Meenakshi have to be thanked again for 
coordinating the efforts, writlng/rewriting and 
checking/rechecking the whole work. 

Once again we thank Shri KN Rao for his 
firm and ‘No Negotiation’ attitude, 
encouragement, support, guidance and 
blessings. We thank all our faculty members at 
Bhawan for it is because of them that we have 
been able to do this work. Our special thanks are 
to Shri Manoj Pathak, Shri Naval Singh, Shri RS 
Panwar, Dr. (Mrs) SR Mishra and Shri VP Goel 
who have kindly agreed to let us quote from 
their book on conditional dashas. 


Any mistake in this book or research study 
is entirely on account of our shortcomings and 
we would correct them in the subsequent 
editions, if only we are appraised. 

And we do acknowledge with deep sense 


of reverence the financial support given by “the 
Society for Vedic Research and Practices", an 
organisation, fully dedicated to promote such 
original research and innovative projects which 
reflects their preamble. 


Harsh Kumar 

on behalf of Research Jr. Class, 

January-June 2008 

Institute of Astrology, Bhartiya Vidya Bhawan 


Guide Shri К.М. Као % मार्गदर्शन श्री के्एन० राव 


आभार 


प्रारम्भ में ही हम अपने गुरु श्री के्एन० राव के प्रति 
आभार व्यक्त करना चाहते हैं। वे हमारे प्रमुख प्रेरणाश्रोत रहे 
हैं। उन्होंने न केवल यह कार्य करने की प्रेरणा दी, अपितु 
पूरी प्रक्रिया में प्रोत्साहन और समर्थन भी किया। उनके 
आशीष से ही हमने उनके द्वारा बताए गए विवाह का समय 
सम्बन्धी इन मापदंडों को बड़ी संख्या में कुंडलियों पर 
लगाया और सांख्यिकीय निष्कर्ष निकाल पाए। 

जूनियर रिसर्च की हमारी कक्षाएं जनवरी 2008 में 
प्रारम्भ हुई। स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण पहले कुछ 
हफ्तों तक श्री राव कक्षाएं नहीं ले पाए। पहली ही कक्षा में 
उन्होंने बताया कि हमें “विवाह का समय' विषय पर रिसर्च 
करना है और अगली ज्योतिष संगोष्ठी में पेश करना है। हम 
कुछ असमंजस में थे, लेकिन उनकी मदद और प्रोत्साहन 
से हमने काम प्रारम्भ किया। हर विद्यार्थी को 3 कुंडलियां 
दी गई और उसने स्वयं 2 या з कुंडलियां जोड़ी। प्रारम्भिक 
नतीजों से हम काफी उत्साहित हुए। इन्हें सहेज-समेट और 
संकलित करके 30 मार्च 2008 को नई दिल्ली के चिन्मय 
मिशन सभागृह में हुई संगोष्ठी में पेश किया गया। वहां 
उपस्थित प्रतिनिधियों ने उसकी सराहना की। इसके लिए 
हम भारतीय विद्या भवन के सभी शिक्षकों और बरिष्ठ व 
कनिष्ठो समेत सभी सहपाठियों के शुक्रगुजार हैं। उनकी 
` प्रशंसा ने हमें काफी उत्साहित किया जिसके लिए हम 
हमेशा अनुग्रहीत रहेंगे। 

अगली ही कक्षा में श्री राव ने निर्देश दिया कि हम 
अपने अध्ययन को पुस्तक के रूप में संकलित wil मुझे 
लगता है कि 2008 के आईपीएल टूर्नामेंट में राजस्थान 
रायल टीम का जगजाहिर प्रदर्शन दिखाने से पहले शेन वार्न 
ने श्री राव से ही सबक लिया होगा कि एकदम नौसिखिया 
गेंदबाज को भी नई गेंद पकड़ाकर जीतने को कहा जा 
सकता है, बशर्ते उसे सही तरह से प्रोत्साहित किया जाए। 
किसी भी अनुसंधान को पुस्तक के रूप में समेटना 
चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। उनका आदेश मिलने पर हम 
आश्‍चर्यचकित भी थे क्योंकि हमने कभी इस बारे में सोचा 
भी नहीं था। हम चिंतित भी थे क्योंकि भावी पीढ़ियों के 
लिए ऐसा रिकार्ड सहेजना कोई आसान काम नहीं होता। 
शुरु में हमने दलीन देने की कोशिश की कि समय बहुत 
कम है, लेकिन जब श्री राव दृढ़ नजर आए तो हम समझ 


Guide Shri K.N. Rao % मार्गदर्शन श्री qeu राव 


गए कि अब काम प्रारम्भ करने के आलावा और कोई 
रास्ता नहीं हैं। हमने आपस में काम बांआ और जो जितना 
समय दे सकता था, उसके अनुसार काम उसके हिस्से में 
डाला गया! इसके लिए हमारी कक्षा के सभी सहपाठियों 
का आभार, लेकिन सबके अनुसार काम उसके हिस्से में 
डाला गया। इसके लिए हमारी कक्षा के सभी सहपाठियों 
का आभार, लेकिन सबके नाम नहीं लिए जा सकते 
क्योंकि 42 छात्र-छात्राएं हमारी कक्षा में थे। 
परन्तु यह आवश्यक होगा कि मैं अपने बैच की ओर 
से आलोक शर्मा, अनुज गुप्ता, अश्विनी बकाया, जी.के. 
जोशी, कल्पना सबलोक, मीनाक्षी, राजेश राज, रमा गुप्ता, 
ऋषि, सत्येन्द्र बिष्ट, शैला सेठ, शोभा व सुनीता का 
खासतौर पर आभार व्यक्त करूं। शैला व मीनाक्षी को तो 
दोबारा धन्यवाद देना होगा क्योंकि न केवल उन्होंने सारे 
कार्य का समन्वय किया, अपितु बार-बार लिखने और 
जांचने में भी उन्होंने काफी मेहनत wii 
पुनः एक बार श्री mudo राव का आभार, जो उन्होंने 
हमें बच निकलने का कोई अवसर दिए बिना हमें प्रेरित 
किया और आशीष सहित मार्गदर्शन भी दिया। भवन के 
सभी शिक्षकों का भी आभार क्योंकि उनके कारण ही हम 
यह कार्य पूर्ण कर पाए। श्री मनोज पाठक, श्री नवल सिंह, 
श्री आर.एस.पंवार, डॉ. ( श्रीमती)एस.आर.मिश्रा व श्री वी. 
पी.गोयल को विशेष धन्यवाद क्योंकि विशिष्ट दशाओं पर 
उन्होंने अपनी-अपनी पुस्तकों के अंश लेने दिए। 
इस पुस्तक रूपी अनुसंधान कार्य में जो भी त्रुटियां रह 
गई हैं, उन्हें अपने हिस्से में लेते हुए हमारा प्रयास होगा कि 
उनके ध्यान को प्रकाशित करने में “दि सोसाइटी फॉर 
वेदिक रिसर्च एण्ड प्रैक्टिसेज' का विशेष साधुवाद जिसने 
आर्थिक बोझ उठाया। यह संगठन इसी तरह के मौलिक 
अनुसंधान व नूतन परियोजनाओं को सहारा देता है जो कि 
उनके मूलमंत्र में ही अंकित है। 
हर्ष कुमार 
(जनवरी-जून 2008 की कनिष्ठ शोध कक्षा की ओर से) 
इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रॉलॉजी, भारतीय विद्या भवन 
नई दिल्ली, 


Contents 


Acknowledgements ......५५०००३०००००००३००००००००००००००००००००००००५००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००० D 
शोधार्थियों की आसारोकिंत .................................................. EO m 
Chapter — | 

Introduction RU d 

FIIIT — ———— aL 
Chapter – 2 

Parameters – Timing of Marriage 14 

LILLUIM rr R——Á—Á———— MG 18 
Chapter — 3 

Case Studies "———————  ' ез. 21 

दृष्टान्त अध्ययन 990969009090990000090000000900009090900009000009000000900000909000009000009090000000000000000900000000000€900 2 | 
Chapter — 4 

Additional Cases .......................... ео ERES 94 

अतिरिक्त दृष्टान्त अध्ययन .................... — — iei i RR ООУ С —€ —94 
Chapter — 5 

Conditional Dasha .......००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००० m— — | 

विशिष्ट दशा .................... ——Á—— ОТО 10% 
Chapter — 6 

Observations 113 

C E N cu ERAT rr" EET 
Conclusions ————————————————  ''———Ü: | 7 


Books by Vani Publications ................ — १९६०६०६००० — 2222% 545 die o Tea aaa ka eR a ERE 121 


6 Guide Shri K.N. Rao 4 मार्गदर्शन श्री wee राव 


Chapter - 1 


Introduction 


The world is said to have began with 
Brahma's 'Manas Shrishti' where Brahma willed 
and man came to life. This process of creation 
had two major problems. The first problem was 
that Brahma could create only ‘men’ who came 
to life, carried on chores, prayed, performed 
yagna and attalned ‘Moksha’. The second 
problem was that this process was not self 
regenerating hence, there was stagnation, 
decrease in population & ultimately back to zero 
population. Therefore, Brahma had to create men 
again and again. 

This led to the need for ‘Maithun Shrishti’, 
i.e., creation through Sex. However, Padmayoni 
Brahma is said to have been at a loss as to how 
to create a woman. He realized that he would 
need Shiva's help to be 
able to achieve success. 


Story of 
Ardhnarishwar 
Frequent prayers of 
Brahma to the 'ali 
powerful Shiva’ were 
answered and a very 
pleased Shiva stood in 
front of him. After 
lending a very 
sympathetic ear to the 
problems of Brahma, 
Shiva took the form of 
'Ardhnarishwar' and 
subsequently Shiva Devi 
came into being. 
Brahma prayed to her 
and put forward his 
difficulties seeking her 
grace to grant him ability 
to create a woman. On 


Guide Shri К.М. Rao % मार्गदर्शन श्री केन्एन० राव 


being pleased with his prayers ‘Shiva Devi’ 
emitted a divine light from between her 
eyebrows which took the form of 'Shakti' which 
entered Brahma's heart rendered him the ability 
to create women. 

‘Shiva Devi'also agreed to Brahma's request 
to be born as Daksha's daughter. This is how 
women came into being. : 

However, for ‘Maithuni Shrishti’ to be 
successfully implemented it was important for 
men and women to be attracted to each other. 
Therefore, all devatas approached Kamdev and 
Rati for help in getting Mahadev Shankar 
attracted towards Parvatl and initiating ‘Maithuni 
Shristi’. 


Story of Kamdev being 
Reduced to Ashes 
Kamdev for the sake 
of humanity agreed to 
the proposal and 
followed by the Devtas 
set out to Kailash where 
Shiva was engrossed in 
his ‘Tapasya’. After Kaam 
along with his friend 
Vasant aimed hls arrow 
at Shiva, he felt attracted 
towards Parvati. This 
surprised him and he 


wondered as to what was 
the cause of this 
disturbance in his 


meditation. His probe in 
all directlons led him to 
see Kamdev on his left 
all set with his bow and 
arrow to aim at Shiva 
again. This irked Shiva so 


7 


Introduction 


much that he emitted a large ball of fire from his 
3rd eye which took a vicious form, went up to 
the sky and fell on earth setting everything on 
fire. Everyone panicked and ran ‘hither thither’ 
but to no avail. Before anyone could seek 
forgiveness Kamdev was reduced to ashes. All 
of them froze in their place and Rati fainted with 
grief. On galning consciousness she prayed to 
Shiva and sought his grace and blessing. Shiva 
mellowed down and blessed her. He said that 
Kamdev would take human form once Vishnu 
took avatar as Sri Krishna and would be born of 
Rukmani's womb. He would be named 
'Pradyumn' but till then he would enter every 
being's heart in the form of 'Ananda'. 

This led to the beginning of 'creation 
through sex' and also the entire chaos in this 
world. As everyone started to get attracted to 
each other it led to alot of unforeseen problems. 
So in order to selfregulate the human race and 
to maintain sanity and sanctity of Institution in 
the society, certain legal, social and moral codes 
were enforced and Manusmriti elaborates about 
these codes in detail. 

In ancient times, a human being on an 
average was said to have had a life of 100 years 
equally divided into 4 parts or 'Ashrams' - 
Brahmcharya, Grihastha, Vanprastha and Sanyas. 
Out of these Grihastha is the ashram where a 
person gets married and produces children and 
discharges his duties towards the society. This, 
therefore, is the most important ashram from 
social point of view and hence was most keenly 
scrutinized by one and all. The Shastra lay down 
marriage as a sacred duty which entails both 
social and religious obligations. Manusmiriti 
clearly lays down certain codes pertaining to the 
marriageable age and do's &. don'ts involved in 
the institution of marriage. Some of them are: 
Ф Girls should be married off only after she is 

16 years old. 
€ Women should be given responsibility of 

Money, wealth, expenditure, planning, 

religious duties, kitchen, complete 

household etc. 


Astrology and Timing of Marriage (a Scientific Appraach) 


€ Women are to be respected; they are like 
'Sree Lakshmi’. 

Ф А тап only gets the woman who is 
destined to be his wife so he should be 
thankful to God. 

€ Husband and wife should live together 
harmoniously duly performing their 
religious duties. 

€ They should not do anything which may 
create ill will/rift between them. 

€ ifa man has to go abroad in connection 
with his work then he should provide 
enough for this wife before leaving. 

Ф The marriage is to be declared void if the 
girl is married off without disclosing facts 
(illness, cruel nature etc.). 

€ = If the woman, harboring ill will towards her 
husband, does not change her nature within 
one year should be divorced (given up) 
after forfeiting her jewellery etc. But if she 
does so because of defects with the man 
then she should not be abandoned. 

Ф Girl shouid not be married off to an 
undeserving person (91). 

€ Ifthe father cannot marry off his daughter 
within three years of her attaining 
marriageable age, then she may find a man 
onher own. . 

However, depending on the social norms, 
customs and conventions there were a lot of 
variations in the above codes from State to State 
and even between different regions in the State. 


Types of Marriage 

In the ancient times 8 kinds of marriages 
were prevalent which were said to have evolved 
from the lower to higher stage. 

The 8 kinds of marriages are Braham, Daiva, 
Arsha, Prajapatya, Asur, Gandharva, Rakshas and 
Paishach. Of these Paishach is of the lowest order 
whereas Brahm is of the highest order. 

Mahirishi Manu further elaborates the 
various marriages suitable for different Varnas 
and pros and cons of all 8 types of marriages 
along with the types of progeny that follows due 


Guide Shri K.N. Rao « मार्गदर्शन श्री mem राव 


ज्योतिष और विवाह समय ( एक वैज्ञाविक दृष्टिकोण ) 


to different kinds of marriages. 

According to him for a person who is 
Brahmin, first 6 types of marriages are 
appropriate whereas for Kshatriya, Vaishya and 
Shudra only Arsha, Prajapatys, Asura and 
Gandharva are appropriate. Rakshas and Paishach 
kind of marriage is not good for any one and 
should never be indulged into. These 8 kinds of 
marriages are briefly described below — 

Brahma ~ This entails that the bride's father 
respectfully invites an eligible groom along with 
his family members to his house and would have 
his daughter's marriage solemnized according 
to religious ceremonies. He would perform what 
is referred to as 'Kaanya Daan' of his daughter. 

Daiva — In this form of marriage the girl's 
father would give away his daughter in marriage 
as 'Daan' to the priest who performs the 'yagna'. 

Arsha — This form of marriage is generally 
prevalent in remote and isolated hilly areas and 
Involves girl's father accepting a few cows from 
the groom who wants to marry his daughter. 

Prajapatya — According to this type of 
marriage, the bride is given away to the groom 
along with her father's blessings with the sole 
purpose of living together in order to produce 
children and bring them up and thus get rid of 
the debt of Prajapati, Lord Brahma. 

Asur — Marrying a girl after paying off some 
money to the parents and relatives of the girl 
and also offering jewellery and fineries to the girl 
herself is called 'Asur' marriage. 

Gandharva — Coming together of a boy 
and girl due to mutual attraction and marrying 
each other without giving any conslderation to 
religious ceremonies is called 'Gandharv' 
Marriage. 

Rakshas — Marrying a girl after abducting 
her against her wishes and the wishes of her 
parents is Rakshas Vivah. There is absolutely no 
feeling of love and attraction in this form of 
marriage. 

Paishach — In this form of marriage, which 
is regarded as the worst form, an innocent girl 
who 15 sleeping, unconscious, drugged or unable 


Guide Shri K.N. Rao < मार्गदर्शन श्री केन्एन« राव 


प्रस्तावना 


to protect herself is lured, kidnapped &. forced 
into marriage after being molested or raped. 

Of the 8 types of marriages, Brahma and 
Gandharve are in vogue even today. In the former 
the parents arrange the marriage and all religious 
rituals and ceremonies are followed. The latter is 
popularly called 'love' marriage, court or civil 
marriage and performed In the presence of a 
magistrate where the consent of respective 
parents is not necessarily required. 

Whatever the type of marriage we will all 
agree that marriage was, is and will always be 
considered a major event in an individual's life. 
In western society, Christlanlty played a major 
role in holding fort for 'sacramental marriages'. 
However, after World War ЇЇ especially in 1960s 
the institution of marrlage started breaking up. 
The system of 'couples living together’ and 
producing children out of ‘wedlock’ was rampant 
in Europe and America. Terms like ’single-mom’ 
and 'unwed mothers' have become common in 
these countries. 

Now with the development of media and 
means of communication the world has shrunk. 
This has led to breaking down of the orthodox 
oriental societies of Asia as well. Also stress on 
education and career for women has changed 
our outlook towards the institution of marriage 
especially as far as the 'marriageable age' is 
considered. 


Marriage Concept 

‘Change is the only constant’, and hence 
the concept of marriage has also been constantly 
changing. However, all said and done, "Marriage 
is bulwark against time, for, time is the measure 
of change, and, in marriage two people.take 
vows never to change as far as their love and 
feelings for each other are concerned'. Come 
what may and for "Maithun Shrishti'to continue 
coming together of man and woman is a must 
and what better way could be there other than 
marriage. 

Marriage is a relationship/matrimonial 
alliance between individuals who come to regard 


9 


Introduction 


their partners as ‘Jeevan saathi’, recognized by 
the civil authority and/or bound by the religious 
beliefs of the bride and groom as participants. 

Marriage is found virtually in every society. 
The very oldest records that refer to Shaadi speak 
of it as an established custom but despite 
attempts by anthropologists to trace the origin 
of matrimony, evidence is lacking. 

Marriage marks the occasion when two soul 
mates undertake to sail married life's torrents 


10 


Astrology and Timing of Marriage (a Scientific Approach) 


together. It is a moment of commitment, hope 
and happiness. Life is the most important gift 
that parents give to their children and then 
choosing a perfect life partner for them is the 
second. Therefore, even today marriage remains 
a very sacred and important institution of society 
and most parents who seek guidance of 
astrologers focus (after asking about education 
and career) on marriage of their children. They 
feel relieved of all duties only after their children 
are happily married and settled. 


Guide Shri K.N. Rao % मार्गदर्शन श्री amar राव 


अध्याय 1 


प्रस्तावना 


हिन्दू परम्पराओं में माना जाता है कि पृथ्वी पर जीवन 
का प्रारम्भ ब्रह्माजी द्वारा की गई 'मानस सृष्टि' से हुआ 
जिसमें इच्छा मात्र से उन्होंने पुरुषों को जन्म दिया। उत्पत्ति 
की इस प्रक्रिया में 2 प्रमुख दिक्‍कतें थी। एक तो यह कि 
ब्रह्मा ने केवल ‘yea’ का निर्माण किया, जिन्होंने 
जप-तप-यज्ञ किया और मोक्ष को प्राप्त हो गए। दूसरी 
दिक्कत यह थी कि यह प्रक्रिया वंश वृद्धि में सक्षम नहीं 
थी। इसके कारण आबादी घटते-घटते समाप्ति पर पहुंच 
जाती थी और ब्रह्मा को बार-बार उनकी रचना करनी 
पड्ती थी। 

इस कारण “मैथुन सृष्टि? यानि मैथुन प्रक्रिया से 
प्रजनन की वर्तमान प्रणाली की जरूरत पड़ी। लेकिन 
पद्मयोनि ब्रह्मा को दिक्कत महसूस हुई क्योंकि उन्हें किसी 
महिला का निर्माण करना नहीं आता था। इसमें उन्होंने 
भगवान शिव की मदद लेने का निश्‍चय किया। 
अर्द्धनारीश्वर की कथा 

ब्रह्मा ने सर्वशक्तिमान शिव का ध्यान किया और तब 
प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें दर्शन दिए। ब्रह्मा की तकलीफ 
सुनने के बाद शिव ने अर्द्धनारीश्वर का रूप धारण किया 
और इस तरह से शिवा देवी का रूप सामने आया। ब्रह्मा ने 
अपनी समस्या उस देवी के सामने रखी और उनसे आग्रह 
किया कि जगत की वृद्धि के लिए वे उनक पुत्र दक्ष की 
पुत्री होना स्वीकार करें। उसे स्वीकारते हुए शिवा देवी ने 
अपनी भौहों के मध्य भाग से अपने ही समान प्रभावशाली 
एक शक्ति की रचना की और स्वयं वे शम्भु के शरीर में 
प्रविष्ट हो गई। 

लेकिन मैथुनी सृष्टि के लिए यह आवश्यक था कि 
पुरुष और स्त्री एक दूसरे की ओर आकर्षित हों। इसलिए 
देवतागण कामदेव व शनि के पास यह आग्रह लेकर गए 
कि d महादेव शंकर को पार्वती की ओर आकर्षित करें 
ताकि “मैथुनी सृष्टि’ की प्रक्रिया प्रारम्भ हो सके। 
कामदेव का खाक हो जाना 

मानवता के हित के लिए कामदेव यह जिम्मेदारी लेने 
के लिए तैयार हो गए और उनके साथ कैलाश पर्वत पहुंचे 
जहां भगवान शिव अपनी तपस्या में व्यस्त थे। काम ने 
अपने साथी वसंत के साथ मिलकर उन पर बार-बार काम 


Guide Shri K.N. Rao + मार्गदर्शन श्री wu राव 


रूपी बाण चलाए जिसके कारण शिव की तपस्या भंग होने 
लगी। उन्हें घोर आश्‍चर्य हुआ कि उनकी तपस्या में विध्न 
कैसे पड़ रहा है? कुपित होकर शिव ने अपने तीसरे नेत्र 
की अग्नि से जमीन में आसमान तक छाया अग्नि का 
विशाल गोला उत्पन्न किया जिसके दायरे में सब-कुछ आ 
रहा था। देवतागण कुछ समझ ही पाते कि तब तक 
कामदेव भस्म हो गए। सभी अपने स्थान पर जड़ हो गए 
और रति तो मूर्छित हो गई। होश आने पर रति ने जमकर 
विलाप किया जिसके कारण देवताओं ने भी शिव की 
काफी स्तुति की। तब शिव द्रवित हुए और कहा कि कृष्ण 
के अवतार तक कामदेव को अनंग (शरीर रहित) रहना 
होगा। जब श्री कृष्ण द्वारिका में रहकर पुत्रों को उत्पन्न 
करेंगे तो प्रद्युम्न के रूप में उनका पुनर्जन्म होगा। देवताओं 
के फिर आग्रह करने पर शिव ने वरदान दिया कि आनंद 
के रूप में सभी के हृदय में काम देवता मौजूद रहेंगे। 

इस तरह मैथुन की मदद से सृष्टि में उत्पत्ति प्रक्रिया 
प्रारम्भ हुई। चूंकि सभी पुरुष नारी एक दूसरे की ओर 
आर्कषित रहने लगे, इसके चलते कई नई तरह की परेशानियाँ 
प्रारम्भ हुई। इसलिए, मानव जाति की व्यवस्था को सही 
तरीके से चलाने के लिए कई तरह की सामाजिक, नैतिक 
ब कानूनी संहिताओं का धीरे-धीरे विकास हुआ और सबसे 
पहले “मनुस्मृति' में उन्हें समग्र रूप से समेटा गया। 
मनुस्मृति | 

प्राचीन काल में मानव जीवन को 100 वर्ष का मानते 
हुए उसे 4 बराबर हिस्सों यानि ' आश्रमों' में बांटा गया। 
उन्हें ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास कहा गया। 
इनमें गृहस्थ आश्रम वह अवधि है जिसमें व्यक्ति विवाह 
करता है और समाज के प्रति अपनी अन्य जिम्मेदारियों को 
निभाने के साथ ही संतति को भी जन्म देता है। इसलिए 
सामाजिक नजरिए से यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण आश्रम माना 
जाता है। मनुस्मृति ने विवाह को एक पवित्र जिम्मेदारी माना 
है जिसमें सामाजिक व धार्मिक कर्तव्य निभाने होते हैं। 
विवाह की उम्र और विवाह रूपी संस्था में करणीय व 
अकरणीय कार्यो की विस्तृत रूपरेखा को मनुस्मृति ने 
सबके सामने रखा है। 


Introduction 
उनमें d कुछ हैं- 

b कन्या का विवाह 16 वर्ष की उम्र के बाद ही होना 
चाहिए। 

+ महिलाओं को घर चलाने की सभी जिम्मेदारियां दी 
जानी चाहिए जिनमें धन, संपत्ति, खर्च, योजना, 
धार्मिक कृत्य, रसोई आदि सभी शामिल हैं। 

> महिलाओं को ' श्रीलक्ष्मी' समझते हुए उनका सम्मान 
किया जाना चाहिए। 

» हर पुरुष को वही महिला मिलती है जो पत्नी के रूप 
में नियत है, जिसके लिए उसे देवताओं का आभारी 
होना चाहिए। 

b पति व पत्नी को अपनी सभी धार्मिक जिम्मेदारियों 
का निर्वहन करते हुए सामंजस्यपूर्ण तरीके से जीवन 
यापन करना चाहिए) 


› उन्हें ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे उनके | है 


बीच दरार या तनाव पैदा हो। 
b यदि आजीविका के लिए पुरुष को विदेश जाना है तो 
जाने से पहले उसे सभी आवश्यक वस्तुओं की 
व्यवस्था करके जाना चाहिए। 
b यदि कन्या के विवाह से पहले बीमारी, हिंसक प्रवृत्ति 
जैसी महत्वपूर्ण सूचनाएं छिपाई गई हों तो विवाह रद्द 
हो सकता है। 
+ यदि कोई महिला एक वर्ष के भीतर भी अपने पति 
के प्रति शत्रुता का भाव नहीं छोड्ती है तो उसके 
आभूषण आदि जब्त करके उसे त्याग दिया जाना 
चाहिए। लेकिन यदि पुरुष में कमियों के कारण वह 
ऐसा व्यवहार करती है तो उसे इस तरह नहीं छोड़ा जा 
सकता। 
b कन्या का विवाह किसी भी कुपात्र से नहीं किया 
जाना चाहिए। 
b यदि विवाह योग्य उम्र हो जाने के 3 वर्ष बाद भी 
पिता कन्या का विवाह न कर पाए तो उसे स्वयं 
अपनी पसंद के व्यक्ति को छांट लेना चाहिए) 
इन प्रारम्भिक नियमों में सामाजिक विकास की धारा 
आगे बढ्ने पर समय-समय पर काफी बदलाव हुए और 
विभिन्न अंचलों में बह अलग-अलग रूप में भी विकसित 
हुआ। 
विवाह के प्रकार 

प्राचीन काल में 8 प्रकार के विवाहों का प्रचलन था 
और माना जाता है कि समाज में विकास कौ प्रक्रिया के 


12 


Astrology and Timing of Marriage (a Scientific Approoch) 


दौरान ही निम्न से उच्च स्तर तक उनका क्रमिक विकास 
हुआ है। यह 8 प्रकार के विवाह हैं ब्रह्म, दैव, आर्ष, 
प्रजापत्य, असुर, गंधर्व, राक्षस व पैशाच। इनमें से पैशाच 
को सबसे निम्न किस्म का माना जाता है तो ब्रह्म विवाह 
को सर्वोपरि रखा जाता है। 

महर्षि मनु ने इन विवाहों का पूर्ण विवरण देते हुए 
विभिन्न वर्णो के लिए उपयोगी प्रकारों को बताया है तो 
सभी की कमियों, और विशेषताओं को भी सामने रखा है। 
उनके अनुसार ब्राह्मण के लिए पहले 6 प्रकार के विवाह 
उचित हैं, तो क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र के लिए आर्ष, प्रजापतय, 
असुर व गंधर्व विवाह उचित हैं। राक्षस व पैशाच किस्म के 
विवाह किसी के लिए ठीक नहीं हैं और सभी को उनसे 
बचना चाहिए। 

इन 8 प्रकार के विवाहों का विवरण नीचे दिया गया 
। 
ब्रह्म - इसमें कन्या का पिता सब प्रकार से योग्य वर 

व उसके परिजनों को अपने घर बुलाकर धार्मिक रीति-रिबाज 
से अपनी पुत्री का विवाह करके 'कन्यादान' करता है। 

दैब - इस प्रकार के विवाह में कन्या का पिता यज्ञ 
करने वाले वर को छांटकर उसे यह 'दान' देता है। 

आर्ष - यह quus के पर्वतीय हिस्सों में ही 
प्रचलित है जिसमें कन्या का पिता अपनी पुत्री से विवाह 
करने के इच्छुक वर से गायें लेकर विवाह करता है। 

प्रजापत्य - इसमें प्रजापति ब्रह्मा का कर्ज उतारने के 
लिए कन्या का पिता योग्य वर को अपनी कन्या यह कहते 
हुए प्रदान करता है कि वे सुखपूर्वक रहते हुए संतान 
उत्पन्न करें और उसका पालन-पोषण करें। 

असुर - विवाह के लिए कन्या के परिजनों को धन 
और कन्या को आभूषण आदि देना असुर विवाह के 
अंतर्गत आता है। 

गंधर्व - आपस में आकर्षित होकर जब एक स्त्री व 
पुरुष बिना किसी धार्मिक रीति-रिवाज व विधियों का 
पालन किए विवाह कर लेते हैं तो वह गंधर्व विवाह 
कहलाता है। 

राक्षस - किसी कन्या और उसके परिवार की सहमतिं 
के बिना उसका अपहरण करके विवाह करना राक्षस 
विवाह की श्रेणी में आता है। इसमें प्रेम और आकर्षण के 
लिए कोई स्थान नहीं होता है। 

पैशाच - सबसे निकृष्ट माने जाने वाले इस विवाह 
में उसे रखा जाता है जहां निद्रामग्न, नशे से अर्ध मूर्छित या 


Guide Shri K.N. Rao % मार्गदर्शन श्री केन्एन» राव 


ज्योतिष और विवाह समय ( एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण ) 


शील की रक्षा में अक्षम किसी कन्या से जबरन मैथुन करके 
उसे विवाह के लिए मजबूर किया गया हो। 

इन 8 प्रकार के विवाहों में से आजकल ब्रह्म व गंधर्व 
प्रकारों का ही अधिक चलन है। पहले में परिवार के द्वारा 
विवाह की व्यवस्था की जाती है और सारे धार्मिक कृत्यों 
के बाद वह सम्पन्न होता है। दूसरे को बहुदा प्रेम विवाह 
कहा जाता है जिसमें दोनों परिवारों की सहमति भले ही न 
हो, लेकिन युवक व युवती अपनी स्वेच्छा से विवाह में 
बंधते हैं। 

विवाह का प्रकार जो भी हो, हम यह स्वीकारेंगे ही 
कि हर युग में व्यक्ति के जीवन में विवाह अत्यन्त 
महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है और मानी जाती रहेगी। 
पश्चिमी जगत में ईसाई धर्म ने लंबे समय तक पवित्र 
बंधनों को थामे रखा, लेकिन द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद 
और खासकर 1960 के बाद विवाह रूपी संस्थान चरमराने 
लगा। विवाह के बिना भी एक साथ रहने और संतान को 
उत्पन्न करने की घटनाएं यूरोप व अमेरिका में तीव्र गति से 
ч वहां ' अकेली ai’ और “विवाहहीन मां! का होना 
अब सामान्य सी घटना है। 

अब संचार के साधनों में वृद्धि के कारण दुनिया 
सिकुड गई है। इसके चलते एशिया के रूढिवादी पारंपरिक 
समाजों में भी काफी बदलाव आया है। शिक्षा व कैरियर के 
दबाव ने भी विवाह के प्रति महिलाओं के नजरिए और 
खासकर विवाह की उप्र को लेकर उनके दृष्टिकोण को 
काफी बदला है। 


Guide Shri K.N. Rao + मार्गदर्शन श्री wen राव 


प्रस्तावना 


विवाह की धारणा 

कहा जाता है केवल बदलाव ही स्थिर है। इसलिए 
विवाह की धारणा में भी समय के साथ काफी बदलाव 
आया है। बहरहाल, विवाह एक ऐसा बन्धन है जिसमें दो 
व्यक्ति प्रेम और भावनाओं के बंधन में हमेशा बंधे रहने की 
शपथ लेते हैं। यह तो तय है कि मैथुन सृष्टि को जारी 
रखने के लिए हमेशा स्त्री व पुरुष की जरूरत पड़ेगी तो 
उन्हें विवाह atl 

विवाह एक ऐसा सम्बन्ध या बंधन है जहां अपने 
सामाजिक व धार्मिक विश्वासों के अनुसार पुरुष व स्त्री 
“जीवन साथी ' बनने को तैयार होते हैं और उस पर समाज 
की स्वीकृति कौ मुहर लगती है। विवाह नामक संस्था हर 
समाज में उपलब्ध है। उसकी उत्पत्ति का प्रमाण भले ही 
उपलब्ध न हो, लेकिन प्राचीनतम ग्रंथों में भी उसका 
उल्लेख मिलता है। 

विवाह के अवसर पर दो आत्माएं भविष्य में सभी 
झंझावातों से एक साथ मिलकर संघर्ष करने की प्रतिज्ञा 
लेती हैं। यह वादे, उम्मीद और खुशी का पल होता है। 
मां-बाप से जीवन मिलना सबसे बड़ी सौगात होती है तो 
उचित जीवन साथी का चयन जीवन की दूसरी सर्वाधिक 
महत्वपूर्ण घटना होती है। इसीलिए आज भी विवाह समाज 
की सबसे महत्वपूर्ण संस्था मानी जाती है और माता-पिता 
ज्योतिषीय सलाह चाहते हैं। उनके शिक्षण व कैरियर के 
बाद जब वे अपनी संतान को विवाह के सुखमय बंधन में 
देख लेते हैं तो उन्हें राहत महसूस होती है। 


Chapter - 2 


Parameters — Timing of Marriage 


"A successful marriage depends on two 
factors: finding the right partner and being the 
right person". All stories of why and how 
marriage takes place, raises question about when 
the marriage shall take place, i.e., what are the 
Parameters for 'timing of marriage'. 

Our Guru Shri KN Rao Sir has, after several 
years of observation and elaborate study, divided 
these parameters in two broad categories: Dasha 
and Transit. 

After checking the promise of marriage in a 
horoscope the appropriate dasha, i.e., the dasha 
which can give marriage must be arrived at. It is 
always advisable to check at least two dashas 
simultaneously to reduce margin of errors if not 
eliminate them. In our parameters we have 
considered Vimshottari dasha and Jaimini's Chara 
Dasha. The former happens to be Nakshatra 
based and the latter Rasi based thus making it a 
comprehensive approach. 

Let us discuss the parameters: 


Group A - Dasha Based 

Parameter | — Connection of Vimshottari 
Mahadasha (MD), Antardasha (AD) lords with 
Lagna or 7H or Lagna Lord (LL) or 7L of D1/D9 
or planets associated with them. According to 
this parameter the MD and AD lords ought to 
have PAC (Position, Aspect, Conjunction) 
connection with Lagna, Lagna Lord (LL), 7th 
house (7H), 7th Lord (7L) or the planets 
associated with them in Rashi (D1) and 
Navamsha(D9) chart. 

As per our Guruji Shri KN Rao, the D9 must 
always be checked as it is the ’sooksham’ kundali 
of the native. 

Parameter 2— Char Antar Dasha making a 
connection with Darakarak (DK), Darakarak 


14 


Navamsha (DKN), Dara Pada (DP), Up-Pada (UP) 
lagna or 7th lord of Di or D9. As we know 
Jaimini’s Char Dasha is a rashi based dasha and 
not a nakshatra based dasha. Hence here the AD 
rashi should establish a connection by being in 
1-7 axis with DK, DKN, DP, UPL or 7L or by 
giving them Jaimini Drishti. 


Group B - Transit Based 

Parameter 3 — Jupiter's aspects in transit 
on Vivah Saham: 'Vivah Saham' (VS) is a sensitive 
point in the horoscope and is arrived at by adding 
the longitudes of LL and 7L. The rashi thus arrived 
then becomes the Vivah Saham rashi. 

Itis often said that 'someone somewhere is 
made for you' and the day you come across that 
person you immediately feel and know that you 
have met ‘that someone’ you have been waiting 
for. Does it not sound like what our Sir refers to 
as Jupiter activating Vivah Saham in transit? 

Parameter 4 — Double Transit: The Satum 
and Jupiter activating Lagna, 7H, LL, 7L or VS. 
The role of double transit was first revealed by 
our Sir Shri K.N. Rao in 1984. Here we refer to 
activation of these houses/lords through PAC by 
the Karmadhipati and Dharmadhipati of Kaal 
Purush, i.e., Saturn and jupiter.. 

Parameter (Piya Milan) 5 - The 
terminology of this parameter is evidence of our 
Teacher's advanced sense of humor and his 
excellent technique of teaching in a manner 
which makes it impossible for anyone to forget 
what he has taught. 

In this parameter we are referring to LL and 
the 7L of native making a connection in transit 
just before marriage. According to our Sir, before 
the physical meeting on earth the planets meet 
in the heaven and pave path for the meeting. 


Guide Shri K.N. Rao % मार्गदर्शन श्री केग्एन राव 


ज्योतिष और विवाह समय ( एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण ) 


Parameter 6 — Jupiter activating natal 
Venus/Mars: According to this parameter 
transiting Jupiter activates natal Venus in male 
charts and natal Mars in female chart just before 
the marriage. 

Parameter 7 — Sun and/or most planets 
around Lagna or 7H: OurSir pointed out the fact 
that in almost all societies during marriage 
ceremony mantras are chanted and prayers are 
read in order to invoke the Supreme Being and 
make him witness to this solemn ceremony and 
to seek His blessings. This is the reason that Sun 
and most planets (who are nothing but 
Dashavtara of Lord Vishnu) transit around Lagna 
or the 7H on the day of marriage. 

Parameter 8 — LL transiting in/near 7H or 
7L transiting in/near Lagna just before marriage. 


Observations 
O1 — Besides these parameters another 
observation which needs to be further researched 
isabout the role of Moon on the day of marriage. 
‘NR’ means ‘No role of Moon’ in the transit chart. 
O2 —Transiting Satum aspecting Dara Karak 
(DK): It has been observed whether just before 
marriage Saturn activates DK by aspecting it 
(Jaimini aspect) or by being in 1-7 axis from it. 
ОЗ — An observation made by Shri Naval 
. Singh Sir relates to PAC relationship of MD and 
AD lords with 5-11 houses/lords of D9 chart. If 
_ one of MD/AD/PD lords connects to 5-11 axis of 
D9 we have taken meeting this observation. 

The parameters given above fix/indicate 
timing of marrlage in a native's horoscope. Vedic 
Hindu astrology, as proved again and again, is a 
Super-Science, hence these parameters though 
laid down on the basis of Vedic Astrology are 
applicable universally. 

Even as we say this, one should never forget 
the 'Desh Kaal & Paatra'. For example in the 
chart of an orthodox Hindu girl any dasha 
indicative of child birth would also indicate time 
of marriage, but the same may not be true of a 
woman hailing from Western Society. However, 
as pointed out above these parameters have 


Guide Shri K.N. Rao % मार्गदर्शन श्री Gm राव 


मापदंड 


been fixed after an elaborate research on 
horoscope of not only Hindus but natives from 
all over the world. The data researched 
encompasses Muslims, Christian, Russians, 
Americans etc. 

In the above parameters we have made 
use of Vimshottari Dasha and Jaimini Char Dasha. 
However, it is important to make note of the fact 
that if any special dasha is applicable to a chart 
then it must be checked as well. Use of 
conditional dasha is essential to confirm the 
readings of any general dasha. It is like taking a 
specialist opinion of an expert to confirm or 
modify the opinion of a general physician. A 
very detailed research has been conducted and 
books written on some of these dashas by our 
esteemed faculty members. Some of these books 
are: 

Dwisaptati Sama Dasha 

by Shri Manoj Pathak 

Chatursheeti Sama Dasha 

by Shri Naval Singh 

Dwadashottari Dasha 

by Shri RS Panwar & Dr. (Mrs) SR Mishra 

Shodashottari Dasha 

by Shri VP Goel 

Shasti Hayani Dasha 

by Shri VP Goel 

With their blessings and permission we 
quote a few paragraphs form their books, which 
will help. It is recommended that wherever these 
conditional dashas are applicable, readers must 
apply them on the charts to arrive at the timing 
of marriage. 

9 Dwisaptati Sama Dasha (DSS) isa 
conditional dasha applicable only to horoscopes 
where lagna lord is placed in 7th house or 7th 
lord is placed in lagna or where lagna lord is in 
lagna and 7th lord is in 7th H. Shri Pathak has 
made following observations at page 134 & 135 
of his book regarding marriage and DSS dasha. 

"Thus marriage takes place in the dasha of 
planets connected with: 

о second house/second lord in rashi and 
navamsha. 


15 


Parameters 


o seventh house/lord of rashi and navamsha. 

o  insomecases planets aspecting fifth house 
but again getting connected to second 
house. 

o above situations in navamsha is essential. 

o planets getting connected through PAC 
with second house or second lord. 

Out of these seventeen charts, in which 
event of marriage was seen, in all 17 cases, the 
second house has played an important role in 
solemnization of marriage. This was so clearly 
evident in the birth charts and on navamsha 
charts. Add to this, a similar examlnation of the 
navamsha chart and the picture is clear. As you 
would have noticed, from the table above, it Is 
these planet invariably which have given 
marriage. In two cases above, event of marriage 
has not been discussed and in one case applying 
the above principles we have foreseen marriage 
taking place soon. Thereby making it hundred 
percent in terms of percentage. Curiously this 
also explains more than one marriage involving 
the second house." 

७ Chatursheetl Sama Dasha: This is 
applicable to all those charts in which 1Oth lord 
is placed in 10th house. Shri Naval Singh says in 
his book at page (page 143 & 144) "Thus 
marriage takes place in the dasha of planets 
connected with 
o Fourth house/fourth lord and seventh 

house/seventh lord in the birth chart (D-1). 
o  Lagna/lagna lord, seventh house/seventh 

lord, fifth house/fifth lord and eleventh 

house/eleventh lord In navamsha chart (D- 

9). 

о Тһе event of marriage was examined in all 
the cases as listed above, the role of planets 
associated with fourth house/lord or 
seventh house/seventh lord in birth chart 
has been found to be dominating in 
solemnization of marriage. Similarly the 
planets connected with 1-7 and 5-11 axis 
of navamsha chart have played an important 
role in solemnization of marriage." 

ө Dwadashottari Dasha: This applies to 


16 


Astrology and Timing of Marriage (a Scientific Approach) 


those charts where Navamsha lagna is Taurus or 
Libra as mentioned by Shri R.S. Panwar & 
Dr. (Mrs)S.R. Mishra 

€ Shodashottari Dasha: This applies to 
charts which satisfy following conditions: 

о  Ascendant ls in the hora of Moon and the 
birth is in the dark fortnight (Krishna Paksh) 

о  Ascendantis in the Hora of Sun and birth is 
in the bright half (Shukla Paksh). 

This is a nakshatra based dasha and as may 
be seen from the above conditions it applies to 
50% of the charts and must be used by serious 
astrologers as it has maximum applicability 
among the conditional dashas according to our 
respected teacher Shri VP Goel. His book gives a 
deep insight on its method of application and 
timing of events once it is applied on the 
divisional charts. 

€ Shasti Hayani Dasha: This conditional 
dasha is applicable to horoscopes having Sun in 
Lagna irrespective of the Sign rising and is 
applicable to one chart in twelve and thus needs 
serious attention. Shri VP Goel has stated in his 
book ‘It is established that the 2nd and 10 house 
of divisional chart generated the event of the 
divisional chart in their dasha. 

Besides the above mentioned, there are 
other conditional dashas as well and many 
research students at Bhartiya Vidya Bhavan are 
pursuing their research under the able guidance 
of our faculty members. One such dasha where 
our seniors are working, is Shatabdika Dasha 
whlch is applicable If native has Vargottam lagna. 
We await their findings. 

This book 'Astrology and Timing of Marriage 
(a Scientific Approach)’ is being presented after 
extensive research on 200 horoscopes under the 
guidance of our esteemed Guru Shri KN Rao. In 
the following chapters we have presented 
detailed study of 50 cases which includes high 
profile as well as common men and women 
from all over the world and all religious beliefs 
(Hindu, Muslim, Christian, Sikh etc.). After this 
we present 150 cases in the form of Charts and 
tables for ready reference to our readers. 


Guide Shri K.N. Rao < मार्गदर्शन श्री «e राव 


ज्योतिष और विवाह सपय ( एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण ) 


The following abbreviation have been used 


in the subsequent chapters. 


DOB ..... Date of Birth 
POB ..... Place of Birth 
TOB ..... Time of Birth 
DOM.... Date of Marriage 
Vim ...... Vimshottari Dasha 
Chara ... Chara Dasha 
М$........ Vivah Saham 

DK ....... Darakarak 

DKN ..... Darakarak Navamsha 
UP ....... Upapada 

DP ....... Dara Pada 

Ап ...... Aries 

Tau ..... Taurus 

Gem .... Gemini 

Can ..... Cancer 

Leo ..... Leo 

Vir ...... Virgo 

Lib ...... Libra 

Sco ..... Scorpio 

Sag ..... Sagittarius 

Cap ..... Capricorn 

Aqu .... Aquarius 

Pis ...... Pisces 


आगे के अध्यायों में निम्नलिखित कुछ संक्षिप्त शब्दों 


का उपयोग किया गया 1 


विंशोत्तरी- विंशोत्तरी दशा 
चर - चर दशा 

fau - विवाह सहम 
«м, - दाराकारक 
दा,का.न.- दाराकारक नवांश 
du. - उपपद 

दाप, - दारापद 


Guide Shri K.N. Rao * मार्गदर्शन श्री mme राव 


Sun Sun .......... or Su 
Mon Moon ....... or Mo 
Mar.... Mars ........ or Ma 
Mer.... Mercury...or Me 
Jup..... Jupiter ...... or ju 
Меп .... Venus ...... or Ve 
Sat ..... Saturn ...... or Sa 
Rah .... Rahu ........ or Ra 
Ket..... Ketu ......... or Ke 
P1... Parameter 1 
PS8........ Parameter 8 

01 ....... Observation 1 

03 ....... Observation 3 
LL... Lagna Lord 
Lucus Lord 

Hz House 

DA Birth Chart 

D9 ....... Navamsha Chart 
2H ....... 2" House 
ТН. 7% House 

9-1 जन्मकुंडली 

9-9 नवांश कुंडली 

सू सूर्य 

च चन्द्र 

मं मंगल 

ч बुध 

गु गुरु 

शु शुक्र 

श शनि 

रा राहु 

के कतु 


मापदंड 


17 


अध्याय 2 


मापदण्ड 


विवाह की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि 
जीवनसाथी का चयन किस प्रकार किया गया है, तो यह 
भी जानने की इच्छा काफी रहती हे कि विवाह कब होगा? 
यानि विवाह का समय ज्ञात करने के मापदंड क्या हैं? 
हमारे गुरु श्री Hews राव ने वर्षो की अपनी मेहनत से इन 
मापदंडों को दो विस्तृत श्रेणी में बांटा है- दशा और गोचर! 

किसी भी जातक को कुंडली में विवाह सम्बन्धी 
विश्लेषण करके उन आशाकारी दशाओं को छांटा जाता है 
जो कि विवाह करा पाने में सक्षम हैं। यह सलाह दी जाती 
है कि कम से कम 2 दशाओं का प्रयोग किया जाना 
चाहिए ताकि चूक भले ही खत्म न हो पाए, लेकिन उसे 
कम तो किया जा सके। यहाँ हमने विंशोत्तरी दशा के साथ 
ही जैमिनी चर दशा का भी प्रयोग किया है। पहली दशा 
नक्षत्र पर आधारित है तो दूसरी राशि पर, जिसके कारण 
एक समग्र अध्ययन संभव हो सकता है। 

आइए, इन मापदंडों की चर्चा करें। 
समूह-क दशा आधारित 
मापदंड 1 

विंशोत्तरी महादशा और अन्तर्वशानाथों का लग्न 
या नवांश कुंडलियों के लग्न/लग्नेश या सप्तम/सप्तमेश 
या उनसे सम्बन्धित ग्रहों से सम्बन्धा इस मापदंड के 
अनुसार इन दोनों दशानाथों की स्थिति, दूष्टि या साहचर्य 
(पी.ए.सी.) सम्बन्ध राशि व नवांश कुंडलियों में से दोनों 
या किसी एक के लग्न/लग्नेश या सप्तम/सप्तमेश या उन 
भावों में बैठे ग्रहों से अवश्य ही होना चाहिए। श्रीरावजी का 
कहना है कि नवांश कुंडली को हमेशा देखा जाना चाहिए 
क्योंकि वह जातक की सूक्ष्म कुंडली होती हे। 
मापदंड 2 

चर अन्तर्दशा का सम्बन्ध दाराकारक, दाराकारक 
नवांश, दारापद, उपपद और नवांश या लग्न कुंडली 
के लग्नेश या सप्तमेश से बनना चाहिए। जैमिनी को चर 
दशा चूंकि राशि आधारित दशा है, इसलिए अन्तर्दशा राशि 
पर दाराकारक, दारापद आदि इन सभी अवयवों में से 
किसी एक या अधिक की जैमिनी दृष्टि पड़नी चाहिए या 
दशा राशि से उन्हें 1/7 अक्ष पर होना चाहिए! 


समूह ख गोचर आधारित 
मापदंड 3 

विवाह सहम पर गोचर के गुरु का प्रभाव/विवाह 
सहम कुंडली में एक संवेदनशील बिन्दु है जिसे लग्नेश 
ब सप्तमेश के भोगांशों को जोड़ने के बाद उसमें से 
360 डिग्री को घटाकर प्राप्त किया जाता है। वह राशि 
ही विवाह सहम राशि कहलाती है। कई बार किसी व्यक्ति 
से पहली मुलाकात में ही यह महसूस होता है कि इसे 
आपके लिए ही प्रभु ने बनाया है। संभवतः श्री राव का 
संकेत है कि विवाह सहम पर दृष्टि डालकर गुरु यही भाव 
पैदा करता है। 
मापदंड 4 

गुरु ब शनि का गोचर में रहते समय लग्न/लग्नेश 
या सप्तम/सप्तमेश पर प्रभाव यानि दोहरा गोचर] 
श्रीराव ने इन दोनों मंदगति ग्रहों के दोहरे गोचर की 
अनिवार्यता का सिद्धान्त 1984 में सबके सामने रखा था। 
यहां हम कालपुरुष के धर्माधिपति व कर्माधिपति यानि 
क्रमशः गुरु व शनि को स्थिति व दृष्टि से किसी भी 
कुंडली के लग्न/लग्नेश या सप्तम/सप्तमेश को प्रभावित 
करने की बात कह रहे हैं। श्री राव के पहली ज्योतिष गुरु 
स्वयं उनकी मां ने कहा था कि कालरूपी शनि और 
जीवरूपी गुरु की अनुमति मिले बिना जीवन में कोई भी 
महत्वपूर्ण कार्य नहीं हो पाता है। 
मापदंड 5 पिया मिलन 

श्री राव इस शब्दावली का प्रयोग जब करते हैं तो 
मापदंड का गूढार्थ शाब्दिक रूप से ही सामने आ जाता है। 
इसके तहत देखा जाता है कि विवाह से तुरन्त पहले क्‍या 
लग्न कुंडली के लग्नेश और सप्तमेश ने गोचर में सम्बन्ध 
बनाया? श्री राव का कहना है कि पृथ्वी पर दो शरीरों का 
मिलन होने से पहले आकाश में ही लग्नेश और सप्तमेश 
अपना मिलन करके इस बात को सार्थक कर देते हैं कि 
जोड़ियां स्वर्ग में ही बनती हैं। 
मापदंड 6 

गोचर के गुरु का जन्मकालीन शुक्र या मंगल पर 
प्रभावा इस मापदंड के अनुसार विवाह के समय गोचर का 
गुरु पुरुष जातक के जन्मकालीन शुक्र और महिला जातक 


Guide Shri K.N. Rao < मार्गदर्शन श्री sue राच 


ज्योतिष और विवाह समय ( एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण ) 


की कुंडली में मंगल को प्रभावित करता है। 
मापदंड 7 

सूर्य ब अन्य ग्रहों का लग्न या सप्तम के आसपास 
होना। लगभग सभी समाजों में विवाह के समय भगवान से 
आशीर्वाद देने की विनती की जाती है। श्री राव ने वर्षों तक 
महसूस किया कि विवाह के दिन मंडप में स्वयं तमाम 
देवता रूपी ग्रह आकर आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसे इस 
तथ्य से देखा जा सकता है कि आमतौर पर उस दिन 
अधिकांश ग्रह लग्न या सप्तम भाव के आसपास ही 
केन्द्रित हो जाते हैं। सूर्य की ऐसी स्थिति की पुष्टि 
Aa विवाह का महीना निकालने में मदद कर सकती 

। 

मापदंड 8 

लग्नेश व सप्तमेश की स्थिति - विवाह के दिन या 
उससे तुरन्त पहले लग्नेश सप्तम भाव में या सप्तमेश लग्न 
से गोचर करके अपनी सहमति प्रदान करता है। 
तीन विशिष्ट निरीक्षण 

यहां तीन बिन्दुओं पर निरीक्षण का अतिरिक्त कार्य 
भी किया गया है जिसके आधार पर भावी शोध किया जा 
सकेगा। 

1. चन्द्रमा की भूमिका विवाह के दिन सर्वाधिक 
तीब्र गति से चलने वाले चन्द्रमा की भूमिका क्या 
रहती है? 

2. दाराकारक पर गोचर शनि का प्रभाव यह 
महंसूस किया गया है कि विवाह के तुरन्त पहले 
गोचर कर रहा शनि किसी भी जातक की कुंडली में 
स्थित जन्मकालीन दाराकारक को जैमिनी दृष्ट से 
प्रभावित करता है या उससे सप्तम स्थान पर रहता ©! 

3. नवांश में दशानाथों का 5/11 से सम्बन्ध 
भारतीय विद्या भवन में शिक्षक और कई पुस्तकों के 
लेखक श्री नवल सिंह ने महसूस किया है कि विवाह 
के समय विंशोत्तरी के महा और अन्तर्दशानाथ किसी 
न किसी रूप में नवांश कुंडली के पंचम/पंचमेश या 
एकादश भाव/एकादशेश से सम्बन्ध रखते हैं। उनके 
5 बिन्दु को भी इस अध्ययन में शमिल किया गया 

| 
उक्त मापदंडों का प्रयोग करके किसी जातक के 
विवाह के संभावित समय को निर्धारित किया जा सकता 
है। हिन्दू ज्योतिष ने बार-बार अपनी सर्वोच्चता साबित की 
है और उसी ने यह मापदंड निर्धारित किए हैं, जिन्हे 


Guide Shri К.М. Rao % मार्गदर्शन श्री केन्एन राव 


मापदंड 


सार्वदेशिक रूप से इस्तेमाल किया जा सकता है। यह कहे 
जाते समय भी देश, काल व पात्र का प्रसिद्ध पाराशरी 
सिद्धान्त नहीं भूलना चाहिए। उदाहरण के तौर पर किसी 
पारम्परिक हिन्दू परिवार की कन्या की कुंडली में संतान 
प्राप्ति का समय दरअसल विवाह के समय का भी संकेत 
देगा, जो कि पश्चिमी समाज की महिलाओं पर लागू नहीं 
am इन मापदंडों न केवल हिन्दू कुंडलियों पर बल्कि 
विभिन्न धर्मावलंबियों मसलन यानि मुस्लिम व ईसाई और 
विभिन्न देशों की यानि रूसी व अमरीकी आदि कुंडलियों 
पर भी लगाकर देखा गया है। 

यहां केवल विंशोत्तरी व चर दशा पर मापदंडों को 
परखा गया है। यदि किसी कुंडली पर कोई विशिष्ट दशा 
लगती हो तो उस पर भी इनका प्रयोग अवश्य ही करना 
चाहिए। किसी भी विशिष्ट दशा का प्रयोग सामान्य दशा के 
इशारों को पुष्ट करता है। यह ठीक वैसा ही मामला है जैसे 
सामान्य चिकित्सक की सलाह के बाद विशेषज्ञ से मशविरा 
किया जाता है। विशिष्ट दशाओं को लेकर भरतीय विद्या 
भवन के कई शिक्षकों ने अनुसंधान करके पुस्तके लिखी 
हैं। उनमें से प्रमुख पुस्तकें इस प्रकार हैं- 

श्री मनोज पाठक द्वारा द्विसप्तति समादशा 

श्री नवल सिंह द्वारा चतुर्शीति समादशा 

श्री आर.एस. पंवार और डॉ( श्रीमती )एस,आर. 
मिश्र द्वारा द्वादशोत्तरी दशा 

श्री वी.पी. गोयल द्वारा षोडशोत्तरी दशा 

श्री वी.पी. गोयल द्वारा षष्टिहयानी दशा 

उनकी स्वीकृति व आशीष के साथ यहां उनकी 
पुस्तकों से कुछ वाक्य लिए गए हैं। इनसे पाठकों को 
काफी मदद मिलेगी। जिन कुंडलियों पर विशिष्ट दशाएं 
लगती हों, उन पर इनका प्रयोग अवश्यक ही किया जाना 
चाहिए ताकि विवाह का सही संभावित समय निकल सक। 
द्विसप्तति समा दशा ( डीएसएस ) 

यह विशिष्ट दशा केवल उन्हीं कुंडलियों पर लागू 
होगी जिनमें लग्नेश सप्तम में हो और सप्तमेश लग्न में हो। 
श्री पाठक ने अपनी पुस्तक के पेज 134 व 135 पर लिखा 
है - “अतः विवाह उन ग्रहों की दशा में होता है जिनका 
सम्बन्ध 

> राशि व नवांश कुंडली में द्वितीय भाव/द्वितीयेश से 
होता है। 
+ राशि व नवांश कुंडली में सप्तम भाव/सप्तमेश से 
होता है। 


Parameters 


› कुछ मामलों में पंचम को देख रहे ग्रहों की में दशा 
लेकिन वहां भी द्वितीय भाव में सम्बन्ध होता है। 
+ द्वितीय/द्वितीयेश से पी.ए,सी. सम्बन्ध बनाने वाले ग्रहों 
की दशा में भी विवाह हो सकता है। 
ऐसी दशा के लगने वाली 17 कुंडलियों पर विवाह 
का भी अध्ययन किया गया और सभी में विवाह में दूसरे 
भाव ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 

यह जन्मकुंडली में साफ था तो नवांश कुंडली में भी। 
नवांश कुंडलियों पर किया पूर्ण अध्ययन भी जोड़ें तो 
स्थिति स्पष्ट हो जाती है। ऊपर दी गई सारिणी से आप 
महसूस करेंगे कि ऊपर लिखे ग्रह ही विवाह प्रदायक हैं। 
ऊपर के 2 मामलों में विवाह की विस्तृत विवेचना नहीं की 
गई है और उसमें से एक में मापदंड लगाकर पता चलता 
है कि विवाह जल्द ही होने वाला है। उस तरह से यह 
शत-प्रतिशत लागू होता है। आश्चर्यजनक रूप से यह दूसरे 
भाव से सम्बन्ध के चलते एक से अधिक विवाह की भी 
व्याख्या करता है।” 
चतुर्शीति समादशा 

यह उन सभी कुंडलियों पर लागू होती है जिनमें 
दशमेश दशम भाव में होता है। श्री नवल सिंह ने अपनी 
पुस्तक (पेज 143 व 144) में लिखा है, “अतएव 
निम्नलिखित ग्रहों की दशाओं में विवाह सम्पन्न होता है- 
+ जन्म कुंडली में चतुर्थ/चतुर्थेश और सप्तम/सप्तमेश से 
सम्बन्धित uei 
+ नवांश में लग्न/लग्नेश, सप्तम/सप्तमेश, पंचम/पंचमेश 
और एकादश/एकादशेश से सम्बन्धित ग्रह। 
› ऊपर दी गई सभी कुंडलियों में विवाह की घटना का 
अध्ययन किया गया और पाया गया कि विवाह कराने 
में लग्न कुंडली के चतुर्थ/चतुर्थेश या सप्तम/सप्तमेश 
से जुड़े ग्रहों की विशिष्ट भूमिका होती है। इसी तरह 
नवांश में 1/7 व 5/11 अक्ष की विशेष भूमिका नजर 
आती है।” 
द्वादशोत्तरी दशा 

यह विशिष्ट दशा तब लागू होती है जहां नवांश का 
लग्न शुक्र की राशियों वृषभ या तुला में से कोई एक होता 
है। श्री आरूएस० पंवार व डॉ( श्रीमती )एस०आर» मिश्र ने 
इस पर व्यापक शोध किया है। 
षोडशोत्तरी दशा 

यह दशा इन कुंडलियों पर लागू होती है जहां 

› लग्न में चन्द्रमा की होरा हो और जन्म कृष्ण पक्ष का 


20 


Astrology and Timing of Marriage (a Scientific Appraach) 


हो, या 
+ लग्न में सूर्य की होरा हो और जन्म शुक्ल पक्ष का 

हो। 

यह नक्षत्र दशा 50 प्रतिशत कुंडलियों पर लागू होती 
है। श्री वीन्पी गोयल के अनुसार विशिष्ट दशाओं में से 
यही दशा अधिकाधिक कुंडलियों पर लग सकती है, 
इसलिए इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। उनकी पुस्तक में 
गहन दृष्टि दी गई है क्योंकि खासकर वर्ग कुंडलियों पर 
उनके प्रयोग का तरीका सुगमतापूर्वक बताया गया है। 
षष्टिहयानी दशा 

यह केवल उन्हीं कुंडलियों पर लागू होगी जहां लग्न 
में सूर्य स्थित हो, यानि सूर्योदय के समय जिनका जन्म 
हुआ है। हर 12 में से एक कुंडली पर यह प्रयोग की जा 
सकती है। श्री वीन्पी० गोयल ने पुस्तक में लिखा है, “यह 
तथ्य स्थापित हो जाता है कि वर्ग कुंडलियों के द्वितीय व 
दशम भाव से जुड़े ग्रहों ने उन विशिष्ट कार्यो को अपनी 
दशा में सम्पन्न किया जो उन वर्गो से अपेक्षित हैं।” 

इन सबके अलावा भी कुछ अन्य विशिष्ट दशाएं हैं 
जिन पर भारतीय विद्या भवन के कई शोध छात्र अपने 
शिक्षकों के निर्देशन में अनुसंधान कर रहे हैं। उनमें से एक 
शताब्दिका दशा है जो वर्गोत्तम लग्न वाले जातकों पर ही 
लागू होती है। उस पर शीघ्र ही समुचित अनुसंधान पुस्तक 
के रूप में पेश किया जाएगा। 

गुरु श्री केणएन० राव के मार्गदर्शन में 200 कुंडलियों 
पर अनुसंधान करके यह वर्तमान पुस्तक पेश की जा रही 
है। इसके बाद के अध्याय में 50 मामलों का विस्तृत 
अध्ययन पेश किया गया है। इन 50 जातकों में कई अति 
विशिष्ट हैं तो कई सामान्यजन हैं। दुनिया के विभिन्न देशों 
और विभिन्न धमो से भी उनका सम्बन्ध है। इसके बाद के 
अध्याय में चार्ट व सारिणी के रूप में 150 कुंडलियों दी 
गई हैं ताकि पाठक त्वरित रूप में उनका लाभ उठा us 


Guide Shri K.N. Rao % मार्गदर्शन श्री qme राव 


ज्योतिष और विवाह समय ( एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण ) 


दृष्टान्त अध्ययन 


Chapter - 3 


Case Studies 


Case study 1 


Birth Chart 19-08-48 08:30:00 Navamsha (spouse) 


Analysis 

P1 Мр Lord Rahu in D1 is posited in the sign 
of Venus. Rahu and Venus are marriage 
givers. ADL Saturn is posited with LL 
Mercury in D1 aspecting Lagna. PDL Venus 
is in Lagna of D1. PDL Venus is a natural 
marriage giver as well. So, the parameter is 
fulfilled. 

Chara Dasha AD is Aries and it is in 1-7 axis 
of DK and DKN, leading to fulfilment of the 
parameter. 

Jupiter is transiting in the 7H (Pisces) 
whereas VS falls in the 5H (Capricorn) and 
no connection of Jupiter with VS can be 
established within the strict limits of this 
parameter. However, we need to remember 
that Bill and Hillary Clinton had started 
seeing each other 2 years before their 
marriage. Then, Jupiter would have been 
with VS, thus satisfying this parameter. 
Saturn is transiting in Cancer from where It 
aspects the Lagna. Jupiter Is transiting In 
Pisces, the 7H. Thus the parameter Is 
successfully met. 

LL Mercury is transiting in Lagna and 7L 
Jupiter is transiting in 2H. So, LL and 7L are 


72 


РЗ 


P4 


P5 


Guide Shri K.N. Rao < मार्गदर्शन श्री केन्ए्न- राव 


Transit Marriage11.10.1975 


11.10.1975 
Ra/Sa/Ve 
Sagi/Aries 


establishing a connectlon in translt and the 
parameter is satisfied. 

Jupiter is transiting in Pisces and from there 
it aspects the natal Venus in Geminl, leadIng 
to the fulfilment of this parameter. 


P6 


P7 6 planets, including Sun, out of 9 planets 
are in and around Lagna and 7H. So, this 
parameter is fulfilled. 

P8 LL Mercury is transiting in Lagna and 7L 
Jupiter is transiting in 7H. So, this parameter 
is not fulfilled. 

Observotions 


Role of transiting Moon — Moon is 
transiting in Sagittarius and apparently it does 
not establish any connection with Lagna, LL, 
7H, 7L. But probe a little deeper and find that 
Sagittarius happens to be Karakamsha Lagna (KL), 
which is considered to be an alternate Lagna. 
Thus, Moon gets connected to KL. 

Aspect of transiting Saturn on DK — DK 
Jupiter is posited in Libra and Saturn is transiting 
in Cancer. DK does not get the Jaimini aspect of 
Saturn. 

PAC of MDL/ADL with 5H/L and/or 
11H/L in D9 — In D9, ADL Saturn is 11L. 


21 


Case Studies 


Astrology and Timing of Marriage (a Scientific Approach) 


गोचर - शादी 


11101975 


दृष्टान्त - 1 
विश्लेषण 

1. महादशानाथ राहु शुक्र की राशि में स्थित है। वैसे भी 
राहु को खासकर पंजाब में ब्याहू माना जाता है। 
अन्तर्दशानाथ शनि जन्मकुंडली में लग्नेश बुध के 
साथ है। प्रत्यन्तर दशानाथ शुक्र लग्न में है। शुक्र 
विवाह का नैसर्गिक कारक है। इसलिए यह मापदंड 
पूरा हुआ। 

2. चर दशा में अन्तर्दशा मेष की थी जिससे सप्तम में 
दाराकारक व दाराकारक नवांश स्थित हैं। यह मापदंड 
भी पूरा हुआ। 

3. गोचर का गुरु सप्तम भाव (मीन) में है, जबकि 
विवाह सहम पांचवें भाव (मकर) में पड़ता है और 
इस तरह से गुरु का उससे कोई सम्बन्ध नहीं बन रहा 
है। लेकिन हमें यह याद रखने की जरूरत है कि बिल 
व हिलेरी क्लिंटन में 2 वर्ष पहले से ही मुलाकातें 
प्रारम्भ हो गई थीं। तब गुरु ने विवाह सहम को 
प्रभावित किया था जिससे यह मापदंड पूरा हुआ। 

4. कर्क में गोचर करते हुए शनि लग्न को देख रहा है 
जबकि गुरु तो विवाह के समय सप्तम में था ही। इस 
तरह से दोहरे गोचर का मापदंड पूरा हुआ। 


5. लग्न में स्थित गोचर का लग्नेश बुध सप्तम में बेठे 
सप्तमेश गुरु को देख रहा है। यह शर्त भी पूरी हुई। 
6. मीन में गोचर कर रहे गुरु ने जन्मकुंडली में कन्या में 
स्थित शुक्र को दृष्टि देकर इस मापदंड को निभाया। 
т. सूर्य समेत 6 ग्रहों ने लग्न या सप्तम के इद्र-गिद्र 
रहकर इसे हरी झंडी दी। 
8. लग्नेश बुध लग्न में ही है, जबकि सप्तमेश गुरु सप्तम 
में है। इसलिए यह मापदंड यहां पूर्ण नहीं होता है। 
निरीक्षण 
गोचर चन्द्र की भूमिका - धनु में स्थित चन्द्र लग्न, 
लग्नेश, सप्तम या सप्तमेश से कोई सम्बन्ध नहीं बना रहा 
है। लेकिन थोड़ी गहराई से देखें तो धनु इस जातक का 
कारकांश लग्न है जिसे कि वैकल्पिक लग्न भी माना जाता 
है। उससे चन्द्रमा ने सम्बन्ध बनाया है। 
दाराकारक पर गोचर शनि की दृष्टि - दाराकारक 
गुरु तुला में स्थित है और गोचर का शनि कर्क से गुजरते 
हुए उस पर कोई जैमिनीय दृष्टि नहीं डाल रहा है। 
नवांश मे महादशा व अन्तर्दशानाथ का 
पंचम/पंचमेश और एकादश/एकादशेश से सम्बन्ध - 
नवांश में अन्तर्दशानाथ शनि स्वयं एकादशेश है। 


Case study 2 


Analysis 

РІ MDL Mercury is LL of D1 and 7L of D9 and 
ADL Jupiter is 7" lord of D1 and LL of D9; 
PDL Mercury is placed in 7^ H of D9. This 
parameter is fulfilled. 

AD Pisces in Chara dasha has DK Mo in it. 

Jupiter through retrogation is aspecting VS. 
Saturn is aspecting LL Mer(R). Whereas 


Pz 
P3 
PA 


22 


Jupiter is aspecting 7th lord Jupiter & LL 
Mercury. 

LL Mercury and 7th lord Jupiter are in 1-7 
axis, therefore, Piya Milan parameter is 
fulfilled. 

Jupiter is aspecting natal Mars placed in 274 
H. 

P7 Planets are scattered in the horoscope. 


P5 


P6 


Guide Shri K.N. Rao «* मार्गदर्शन श्री sume राव 


Birth Chart 26-10-47 20:00:00 


Birth Chart 26-10-47 20:00:00 


ज्योतिष और बिवाह समय ( एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण ) 


Navamsha (spouee) 


P8 This parameter is not met for this horoscope. 
Observations 


Role of transiting Moon — Moon is in 7^ 


H on the day of marriage. 


Navamsha (spouse) 


. महादशानाथ बुध जन्मकुंडली का लग्नेश व नवांश 
का सप्तमेश है। गुरु सप्तमेश है तथा नवांश का 
लग्नेश है। प्रत्यन्तर दशानाथ बुध नवांश के सप्तम 
भाव में है। अतः दशायें विवाह देने में पूर्ण सक्षम है। 
. चर अन्तर्दशा मीन में दाराकारक चन्द्रमा है। 

. विवाह सहम मिथुन में है और विवाह के समय मीन 
में गोचर कर रहे वक्री गुरु ने उसे प्रभावित किया। 
. मीन राशि में वक्री होकर गोचर के गुरु ने जन्म 
कुंडली में सप्तमेश गुरु और लग्नेश बुध को भी 
प्रभावित किया। गोचर का शनि यहां लग्नेश वक्री बुध 
को प्रभावित कर रहा है। 

. विवाह के समय लग्नेश बुध और सप्तमेश गुरु ने 
सम-सप्तम होकर पिया मिलन किया। 

. यह स्त्री जातक की कुंडली है। जन्मकालीन मंगल 


Guide Shri К.М. Rao * मार्गदर्शन श्री केग्एन० राव 


E 
DXX DUX 


दृष्टान्त अध्ययन 


Transit Marriege11.10.1975 


Chicago(USA) 
[DOM [11.10.1975 
im |Me/Ju/Me 


Aspect of Saturn on DK — Saturn aspect 
on DK. 

PAC of MDL/ADL WITH 5H/L or 11H/ 
~ ADL Mercury aspects 5L Mars of D9. 


म स्थान [єтїї {чє 
विवाह तारीख |11-10-1975 


हि | 
, 
NAM 


Transit Marriage11.10.1975 


CNN 


कर्क में है, इसलिए मीन में गोचर कर रहे गुरु ने इस 
मापदंड को हरी झंडी दी। 
7. यह मापदंड इस कुंडली पर लागू नहीं हो रहा क्योंकि 
बहुत कम ग्रह लग्न या सप्तम के आसपास हैं। 
8. यह मापदंड भी इस कुंडली पर लागू नहीं हो रहा 
क्योंकि लग्नेश न तो सप्तम पर है और न ही सप्तमेश 
लग्न पर। 
निरीक्षण 

गोचर चन्द्र की भूमिका - चन्द्रमा विवाह के दिन 
सप्तम भाव में था। 

दाराकारक पर गोचर शनि की दृष्टि - कर्क में 
बैठा गोचर का शनि मीन स्थित दाराकारक चन्द्रमा से कोई 
सम्बन्ध नहीं बना पा रहा है। | 

नवांश में महादशा व अन्तर्दशानाथ का 
पंचम/पंचमेश और एकादश/एकादशेश से सम्बन्ध - 
अन्तर्दशानाथ गुरु पंचमेश मंगल को देख रहा है। 


23 


Case Studies Astrology and Timing of Marriage (o Scientific Approach) 


Case study 3 
Birth Chart 09-11-31 12:29:00 Navamsha (spouse) Transit Marriage27-04-1957 


DK | 


Analysis its approval to marriage. 

РІ InD1i, MDL and ADL Saturn is LL. PDL Ketu | PS LL Saturn is transiting in Scorpio and 7L 
is posited in 9H and receives the tenth Moon is transiting in Pisces. Moon was in 
aspect of LL Saturn. In D9, MDL and ADL Capricorn till 23? April, receiving the aspect 
Saturn is posited in 9H and there it recelves of transiting LL Saturn. So, the parameter is 
the ninth aspect of LL Jupiter. Thus, this satisfied. 
parameter gets fulfilled. P6 Jupiter is transiting in Leo and natal Venus 

P2 Chara Dasha AD is Taurus and it receives is posited in Scorpio. The retrogression of 
the aspect of DP posited in Capricorn. Jupiter means that its aspect would be 
Parameter is fulfilled. effective from Cancer. Natal Venus receives 

P3 VS falls in Cancer and although Jupiter is fifth aspect of translting Jupiter from Cancer. 
transiting in Leo, it is retrograde. So, the Parameter is met. 
aspect of Jupiter is effective from Cancer. | P7 Only 2 out of the 9 planets are transiting in/ 
This results in the fulfilment of the parameter around Lagna and 7H. So, this parameter 
that transiting Jupiter and VS should be remalns unfulfilled. 
connected. P8 Natal 7L Moon was transiting in Lagna 4-5 

P4 Saturn is the natal LL. Transiting Saturn days before the marriage and so, the 
aspects Lagna from Scorpio. This transiting parameter is satisfied. 

Saturn is retrograde and its aspect will be | Observations 

effective from Libra. So, natal LL Saturn and Role of transiting Moon — Moon is in the 
natal 7L Moon both get connected ќо | 3" house. 

transiting Saturn. Jupiter is translting in Leo Aspect of transiting Saturn on DK — DK 


and from there it aspects natal LL Saturn. | Mercury is posited in Scorpio and Saturn is 
Considering its retrogression, transiting | transiting there. 

Jupiter becomes effective from Cancer, thus PAC of MDL/ADL with SH/L: and/or 
establishing a connection with 7H. Thus, | 11H/L in D9 — In D9, MDL and ADL Saturn is 
the double transit of Saturn and Jupiter gives ! 1 1L and aspects 11H. 


दृष्टान्त - 3 (पुरुष) दशम दृष्टि पा रहा है। नवांश में शनि 9d भाव में है 
विश्लेषण जिस पर लग्नेश गुरु की नवम दृष्टि है। यह मापदंड 
1. जन्मकुंडली में महादशानाथ शनि स्वयं लग्नेश है आसानी से पूरा हो जाता है। 


जबकि प्रत्यन्तरदशानाथ केतु नवम में बैठकर शनि की 
24 Guide Shri K.N. Rao % मार्गदर्शन श्री Awe राव 


ज्योतिष और विवाह समय ( एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण ) 


Birth Chart 09-11-31 12:28:00 Navamshs (spousa) 


2. चर दशा में अन्तर्दशा है वृषभ की, जिस पर मकर d 
स्थित दारापद दृष्टि डालकर आवश्यक मापदंड को 
पूरा करता है। 

3. कर्क स्थित विवाह सहम पर सिंह में स्थित गुरु की 
वक्री दृष्टि है। वक्रत्व के कारण गुरु की स्थिति 
पिछले भाव कर्क से भी मानी जाएगी। यह मापदंड 
पूरा होता है। 

4. गोचर का शनि वृश्चिक से लग्न को और वक्रत्व के 
कारण पिछली राशि तुला पर प्रभाव रखने के कारण 
जन्मकुंडली के सप्तमेश चन्द्र व सप्तम भाव को 
प्रभावित कर रहा था। उसी स्थिति में वह लग्नेश शनि 
पर भी दृष्टि डाल रहा था। सिंह में गोचर कर रहा गुरु 
लग्नेश शनि पर और वक्रता के कारण पिछले भाव से 
लेने पर सप्तम व लग्न दोनों को भी प्रभावित कर रहा 
था। अतएव, दोहरा गोचर पूर्णतः लागू होता है। 

5. गोचर. में लग्नेश शनि वृश्चिक में हे तो सप्तमेश 
चन्द्रमा मीन में है। चन्द्रमा 23 अप्रैल तक मकर में 


दृष्टान्त अध्ययन 


CN LC NNNM 


Transit Marriage27-04-1957 


था, तब उस पर शनि की दृष्टि थी। 
6. सिंह में गोचर कर रहे गुरु ने वक्रत्व के कारण कक 
से जन्मकुंडली में वृश्चिक स्थित शुक्र पर दृष्टि 
डालकर इस मापदंड को पूरा किया। 
7. लग्न या सप्तम के पास गोचर में 9 में से केवल 2 
ग्रह हैं। इस कारण यह शर्त पूरी नहीं हुई। 
8. सप्तमेश चन्द्रमा 4 दिन पहले लग्न से गुजरते हुए इस 
मापदंड को पूर्ण कर चुका है। 
निरीक्षण 

गोचर चन्द्र की भूमिका - चन्द्रमा तीसरे भाव में है। 

दाराकारक पर गोचर शनि की 1 - कुंडली में 
दाराकारक बुध वृश्चिक में स्थित है और गोचर में शनि 
वहीं आ पहुंचा है। 

नवांश मे महादशा व अन्तर्दशानाथ का 
पंचम/पंचमेश और एकादश/एकादशेश से सम्बन्ध - 
नवांश में अन्तर्दशानाथ व महादशानाथ शनि की दृष्टि 
एकादश भाव पर है। 


Case study 4 


Analysis 

Pt MDL and ADL Saturn is the LL of D1. It is 
aspecting the Lagna. PDL Sun is the 7L of 
D1. The parameter is fulfilled. 

Chara Dasha AD is Aries and it is in 1-7 axis 
with DP Libra. The parameter is met. 

VS in Scorpio does not get connected to 
Jupiter transiting in Capricorn, leaving the 
parameter unsatlsfied. 

Saturn is the natal LL and it is transiting in 
Gemini from where it aspects the natal 7H. 
Jupiter is transiting in Capricorn from where 
it casts its fifth aspect on natal LL Saturn 


РА 


Guide Shri K.N. Rao «* मार्गदर्शन श्री mp राव 


posited in Taurus and ninth aspect on natal 
7L Sun posited in Virgo. Thus double transit 
gives its clearance to the marriage. 

LL Saturn and 7L Sun were transiting 
together in Taurus till 10 June, thus leading 
to the fulfilment of this parameter. 

Jupiter transiting in Capricorn is aspecting 
natal Venus posited in Virgo. This parameter 
is satisfied. 

Only 2, out of 9, planets are transiting in/ 
around Lagna/7H, and the parameter 
remains unfulfilled. 

Neither LL Saturn is transiting in 7H nor 7L 


25 


Case Studies 


Birth Chart. 


129 Navamsha 


Marriage From Lagna 


Astrology and Timing of Marriage (a Scientific Appraach) 


РОВ {Allahabad 


ром | 


Sun is transiting in Lagna. The parameter is 
not satisfied. 
Observations 


Role of transiting Moon — Moon, transiting 


in Scorpio, has just transited over the natal Moon 
posited in Libra. Libra happens to be the DP 


also. This transiting Moon is in mutual aspect | ро, It is aspecting the 11H and 11 Sun. 
with 7L Sun in transit. 


Birth Chart 


be 
рки 
UP _ 


Aspect of transiting Saturn on DK - Till 


10^ June Saturn was transiting in Taurus from 
where it cast its Jaimini aspect on DK Jupiter 
posited in Cancer. 


PAC of MDL/ADL with 5H/L and/or 


11H/L in D9 — MDL and ADL Saturn is the 5L of 


D9 Navamsha 


Рап af 


दृष्टान्त - 4 (पुरुष) 


विश्लेषण 


1. 


26 


षण 

महादशानाथ शनि लग्नेश हे और वहीं अन्तर्दशानाथ 
भी है। वह लग्न को देख भी रहा है। प्रत्यन्तर 
दशानाथ सूर्य लग्न कुंडली का ही सप्तमेश है। 


. चर अन्तर्दशा मेष की हे इन दारापद तुला उससे 


सप्तम स्थान पर हे, जिस कारण यह मापदंड भी 
बैठता है। 


. वृश्चिक में स्थित विवाह सहम पर गोचर के गुरु को 


कोई दृष्टि नहीं पड़ रही है। इसलिए, यहां यह मापदंड 
खरा नहीं उतरता। 


. लग्नेश होकर शनि गोचर में मिथुन में है, जहां से 


लग्न कुंडली के सप्तम भाव पर उसकी दृष्टि है। 
मकर का गोचर गुरु वृषभ स्थित जन्मकालीन लग्नेश 


शनि पर पंचम दृष्टि डाल रहा है। उसकी नवम दृष्टि 
सप्तमेश सूर्य पर भी है। इस तरह से दोहरे गोचर का 
सिद्धान्त अपनी अनुमति दे रहा है। 


. विवाह से पहले 10 जून तक लग्नेश शनि а सप्तमेश 


सूर्य एक साथ वृषभ में रहकर “पिया मिलन' की हरी 
झंडी दे चुके थे। 


. मकर में गोचर कर रहा गुरु इस पुरुष जातक को 


कुंडली में कन्या राशि में स्थित जन्मकालीनं शुक्र को 
देखकर इस पैमाने को खरा उतार रहा है। 


. यहां 9 में से केवल 2 ग्रह लग्न और सप्तम के 


आसपास हैं, जिससे यह नियम यहां सही नहीं बैठ 
रहा है। 


. न तो लग्नेश शनि विवाह के समय सप्तम में गुजर 


रहा है और न ही सप्तमेश सूर्य लग्न से। यह नियम 


Guide Shri К.М. Rao % मार्गदर्शन श्री Фәтя राव 


ज्योतिष और विवाह समय (एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण ) 


भी नहीं खरा उतर रहा है। 
निरीक्षण 


दृष्टान्त अध्ययन 


दाराकारक पर गोचर शनि की दृष्टि - 10 जून 
तक शनि वृषभ में था जहां से वह कर्क में बैठे जन्मकालीन 


गोचर चन्द्र की भूमिका - वृश्चिक में गोचर कर | दाराकारक गुरु पर जैमिनी दृष्टि डाल रहा P 


रहा चन्द्रमा हाल ही में जन्मकालीन चन्द्रमा से गुजरा है। 


नवांश में महादशा व अन्तर्दशानाथ का 


तुला दारापद भी है। गोचर का चन्द्रमा तुला स्थित गोचर के | पंचम/पंचमेश और एकादश/एकादशेश से सम्बन्ध - 


सप्तमेश सूर्य से सम्बन्ध बना चुका था। 


दशानाथ शनि नवांश का पंचमेश है और वहां से एकादशभाव 
व एकादशेश सूर्य को देख रहा है। 


Case study 5 


Analysis 

Pi MDL and ADL Jupiter is LL posited in 7H 
and Moon is aspected by 7^ lord Mercury 
in 01. 

In Chara dasha AD of Aquarius is running 
which is in 1/7 axis of DK Mars. 

Jupiter is not aspecting VS (in Virgo). 
Saturn is aspecting Lagna and Jupiter is 
placed in 7" H also aspecting Lagna. 
Jupiter and Mercury met about 4 months 
back and Piya Milan took place. 


P2 


P3 
P4 


P5 


दृष्टान्त - 5 
विश्लेषण 
1. महादशा व अन्तर्दशानाथ गुरु लग्नेश है तथा विवाह 
के नैसर्गिक कारक शुक्र के साथ सप्तम में बैठा है। 
द्वितीय भाव में बैठे प्रत्यन्तर दशानाथ चन्द्रमा की 
सप्तमेश बुध से परस्पर दृष्टि सम्बन्ध है। इस तरह 
दशाएं विवाह के अनुकूल ё 
2. चर अन्तर्दशा थी कुंभ की, जिससे सप्तम भाव में 
दाराकारक मंगल है। 
3. विवाह सहम कन्या में स्थित है। जबकि विवाह के 


Guide Shri K.N. Rao 4* मार्गदर्शन श्री meu राब 


Idaho, USA 


P6 Jupiter is not aspecting natal Mars. 
P7 Most of the planets are close to 7° H. 
P8 Jupiter (LL) is In 7^ H. 
Observotions 

Role of transiting Moon — Moon is in 7? 
H on the day of marrlage. 

Aspect of Saturn on DK — Saturn is not 
aspecting DK. 

PAC of MDL/ADL WITH 5H/L or 11H/L 
— MDL/ADL Jupiter aspects 5L Sun of D9. 


समय गुरु मिथुन में थे। मापदंड पूरा नहीं होता। 

4. मिथुन में गोचर कर रहे गुरु ने सप्तम भाव व लग्न 
सम्बन्ध बनाया। जबकि, मीन में गोचर कर रहे. शनि 
ने लग्न को देखकर दोहरे गोचर का सिद्धान्त लागू 
किया। 

5. कुछ माह पहले लग्नेश गुरु और सप्तमेश बुध ने 
आपस में सम्बन्ध बनाकर आकाश में पिया मिलन 
किया था। 

6. गोचर का गुरु इस महिला जातक के जन्मकालीन 
मंगल से कोई सम्बन्ध नहीं बना पा रहा है। 


27 


Case Studies Astrology and Timing of Marriage (a Scientific Approach) 


म स्थान |पाच Я 
यूएसए 


CNN 


Birth Chart 28-07-42 18:11:00 Navamshe (spouse) Transit Meniage22.05.1868 


7. विवाह के दिन सूर्य समेत 7 ग्रह लग्न व सप्तम भाव 


के आसपास थे। दाराकारक पर गोचर शनि की दृष्टि - सिंह स्थित 
8. विवाह के समय लग्नेश गुरु ने सप्तम में रहकर इस | जन्मकालीन दाराकारक मंगल पर मीन से गोचर कर रहे 

मापदंड को पूरा किया। शनि की कोई जैमिनी दृष्टि नहीं पड़ रही है। 

निरीक्षण नवांश मे महादशा व अन्तर्दशानाथ का 
गोचर चन्द्र की भूमिका - विवाह के दिन चन्द्रमा | पंचम/पंचमेश और एकादश/एकादशेश से सम्बन्ध - 

सप्तम भाव में था। दशानाथ गुरु की दृष्टि नवांश के सप्तमेश सूर्य पर थी। 

Case study 6 
Birth Chart 17-09-38 15:45:00 Navamshe (spouse) Transit Marriege21.05.1970 


РОВ |Gujranwala, 
Pakistan 
[DOM [21.05.1970 


| | 


ок | 
оки | 


Analysis posited. The parameter is satisfied. 

Pt In D1, MDL Jupiter aspects 7L Moon from | P3 VSis posited in Taurus and transiting Jupiter 
Aquarius. However, retrogression of Jupiter is retrograding in Libra so Jupiter is 
means that its aspect is effective from aspecting VS from Virgo leading to this 
Capricorn, which is the Lagna. Thus, MDL parameter getting fulfilled. 
establishes connection with Lagna, 7H and | PA Saturn is transiting in Aries and from there 
7L in D1. ADL Moon is the 7L of Di and it aspects Lagna. Jupiter's retrogression 
D9.PDL Sun aspects LL Saturn from Virgo means that Lagna receives the fifth aspect 
in D1. In D9, Sun is posited in Lagna with of Jupiter from Virgo. Thus, double transit is 
LL Saturn and aspects 7H. So, this activating Lagna. 
parameter is met. PS LL Saturn is transiting in Aries and 7L Moon 

P2 Chara Dasha AD is Virgo and DK Sun is was transiting in Libra a couple a days ago. 


28 Guide Shri K.N. Rao « मार्गदर्शन श्री केग्एन« राव 


ज्योतिष और विवाह समय ( एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण) 


Thus, marriage was already given a green 
signal in the heavens. Parameter is satisfied. 
Jupiter is transiting in Libra and it does not 
establish any connection with natal Mars, 
which is posited in Leo. Thus, this parameter 
remains unmet. 

Only 3 out of the 9 planets are in/around 
Lagna and 7H. So, this parameter is not 
satisfied. 

7L Moon is transiting in 11% Н. So does not 
satisfy this parameter. 


P7 


P8 


दृष्टान्त अध्ययन 


Observations 

Role of transiting Moon — Moon is the 7L 
and has just come out of mutual aspect with LL 
Saturn in transit. 

Aspect of transiting Saturn on DK — DK 
Sun is posited in Virgo and it does not receive 
the Jaimini aspect of transiting Saturn. 

PAC of MDL/ADL with 5H/L and/or 
11H/L in D9 — ADL Moon is posited in 11H in 
D9 and it aspects 5H. 


Birth Chart 17-09-38 16:45:00 


Navamsha (spouse) 


1. लग्न कुंडली में महादशानाथ गुरु कुंभ में रहकर 
सप्तमेश चन्द्रमा पर पांचवी दृष्टि डाल रहे हैं। वक्रत्व 
के कारण पिछले भाव यानि लग्न से वह सप्तम को 
भी प्रभावित कर रहा है। अन्तर्दशानाथ चन्द्रमा दोनों 
कुंडलियों में सप्तमेश है। were दशानाथ सूर्य डी-1 
में कन्या से लग्नेश शनि को देख रहा है तो नवांश में 
WE लग्नेश शनि के साथ लग्न में स्थित होकर सप्तम 
भाव को देख रहा हैं। शानदार तरीके से यह मापदंड 
पूर्ण होता है। 

2. चर दशा प्रणाली में अन्तर्दशा कन्या की है जहां 
दाराकारक सूर्य स्थित है। 

3. वृषभ में विवाह सहम है। गोचर का गुरु वक्री दृष्टि 
से कन्या से उसे देखकर इस मापदंड का पूर्ण कर रहा 
था। 

4. मेष से गोचर कर रहा शनि लग्न को देख रहा है 
जबकि वक्रता के कारण गुरु ने कन्या से लग्न पर 
19 दृष्टि डाल दी। इस तरह दोहरा गोचर लगता 

| 

5. लग्नेश शनि मेष में है और कुछ दिन पहले सप्तमेश 


Transit Marriage21.05.1970 


चन्द्रमा तुला में था। अतः यह साबित होता हे कि 
विवाह तो स्वर्ग में ही तय हो जाते हैं। 
6. तुला में गोचर कर रहा गुरु महिला जातक की कुंडली 
में स्थित मंगल से कोई सम्बन्ध नहीं बना रहा है। 
इसलिए यह मापदंड लागू नहीं हो पा रहा है। 
7. लग्न या सप्तम के आसपास केवल 3 ग्रह हैं जिससे 
यह शर्त भी पूरी नहीं हो पा रही है। 
8. सप्तमेश चन्द्रमा कुछ दिन पहले एक माह के भीतर 
ही लग्न से गुजर चुका था और जल्द ही फिर से ऐसा 
करने वाला ÈI 
निरीक्षण 

गोचर चन्द्र की भूमिका - सप्तमेश होकर चन्द्रमा 
गोचर में लग्नेश शनि से दृष्टि सम्बन्ध बना रहा है। _ 

दाराकारक पर गोचर शनि की दृष्टि - कन्या में 
स्थित दाराकारक सूर्य पर गोचर से शनि की कोई जैमिनीय 
दृष्टि नहीं है। 

नवांश में महादशा व अन्तर्दशानाथ का 
पंचम/पंचमेश और एकादश/एकादशेश से सम्बन्ध - 
अन्तर्दशानाथ चन्द्रमा नवांश में एकादश भाव में स्थित 
होकर पंचम भाव को देख रहा है। 


Guide Shri К.М. Rao * मार्गदर्शन श्री wem राव 


23 


Case Studies 


Astrology and Timing of Marriage (a Scientific Approach) 


Case study 7 


Birth Chart 13-06-75 21:30:00 


Navamsha (spouse) 


Transit Магіаде25.02.2007 


Maharashtra 


|DOM [25.02.2007 
VelJu/Sat 
[Chara |Leo/Can/Lib 


bk | 
KN | 


Analysis 

Pi MDL Venus is a natural marriage-giver. 
Further, in 01 it is posited in 7H with 7L 
Moon. ADL Jupiter, posited in Pisces, 
aspects 7H and 7L Moon in D1. Thus, a 
working relation is established between the 
MDL and ADL with 7H and 7L in D1. This 
fulfills the parameter. 


P2 Chara Dasha AD is of Cancer, which is where 
DK Venus is posited. Further, Cancer 
receives the aspect of DKN Scorpio leading 
to the fulfilment of this parameter. 

P3 VS falls in Libra and Jupiter is transiting in 


Scorpio. However, till 27^ October Jupiter 
was transiting in Libra. Thus, the parameter 
of transiting Jupiter establishing a 
connection with VS gets fulfilled. 

Saturn, the natal LL, is transiting in 7H and 
there it is with natal 7L Moon and aspects 
Lagna, thus establishing connection with 
Lagna, LL, 7H and 7L. Jupiter, transiting in 
Scorpio casts its ninth aspect on 7H where 
7L Moon is posited, thus establishing 
connection with 7H and 7L. So, double 
transit is activating the relevant houses/ 


рд 


lords. 

LL Saturn is transiting in 7H and 7L Moon is 
transiting in bH. Moon, was in Aries 2 days 
ago getting aspected by Saturn. The 
parameter will be fulfilled. 

Jupiter is transiting in Scorpio from where it 
aspects natal Venus posited in Cancer. 
Parameter is met. 

6 planets, including Sun, out of the 9 planets 
are in/around Lagna and 7H, fulfilling the 
parameter. 

LL Saturn is transiting in 7H. Parameter is 
satisfied. 

Observations 

Role of transiting Moon — Moon is 
transiting in the sign of Venus, a natural marríage 
giver. 

Aspect of transiting Saturn on DK — DK 
Venus is posited in Cancer, the sign where Saturn 
is transiting. 

PAC of MDL/ADL with 5H/L and/or 
11H/L in D9 — In ро, MDL Venus is 5L and it is 
posited in 11H from where it is aspecting 5H. 
ADL Jupiter is posited in Aquarius with 1 1L Mars. 


p5 


P7 


P8 


दृष्टान्त - 7 
विश्लेषण 
1. महादशानाथ शुक्र नैसर्गिक विवाह कारक है। डी-1 
में वह सप्तम में सप्तमेश चन्द्रमा के साथ है। 
अन्तर्दशानाथ गुरु मीन में होकर जन्मकालीन सप्तम व 


30 


सप्तमेश को देखता है। यह शर्त पूरी हो जाती है। 
2. चर दशा में अन्तर्दशा कर्क की थी जहां दाराकारक 
शुक्र स्थित है। उस पर वृश्चिक स्थित दाराकारक 
नवांश की दृष्टि भी है। 
3. विवाह सहम तुला में है जबकि गुरु वृश्चिक से गुजर 


Guide Shri K.N. Rao % मार्गदर्शन श्री ee राव 


ज्योतिष और विवाह समय (एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण ) दृष्टान्त अध्ययन 


Birth Chart 13-08-75 21:30:00 Navamsha (spousa) Transat Marriege25.02.2007 


रहा है। वैसे 27 अक्टूबर तक वह तुला में ही था। | 8. लग्नेश शनि सप्तम भाव से गोचर करके इस मापदंड 
4. जन्मांग का लग्नेश शनि गोचर में सप्तम भाव से गुजर पर मुहर लगा रहा है। 
रहा है जहां सप्तमेश चन्द्रमा भी है। वृश्चिक से गुजर | निरीक्षण 
रहा गुरु नवम दृष्टि से सप्तम भाव और वहां स्थित गोचर चन्द्र की भूमिका - चन्द्रमा विवाहकारी शुक्र 
सप्तमेश मंगल को देखते हुए दोहरे गोचर के फार्मूले | की राशि में है। 
की पुष्टि कर रहा है। दाराकारक पर गोचर शनि की दृष्टि - जन्मकुंडली 
5. लग्नेश शनि सप्तम भाव से गुजर रहा है। सप्तमेश | में दाराकारक शुक्र कर्क में है जहां शनि गोचरस्थ है। 
चन्द्रमा पंचम में है। दो दिन पहले ही मेष में रहते नवांश में महादशा व अन्तर्दशानाथ का 
समय उसे शनि की दृष्टि मिल चुकी थी। पंचम/पंचमेश और एकादश/एकादशेश से सम्बन्ध - 
6. वृश्चिक में गोचर कर रहा गुरु वहां से जन्मकालीन में | महादशानाथ शुक्र नवांश में पंचमेश है और 11वें भाव में 
कर्क में बैठे शुक्र को दृष्टि देकर इस शर्त की पुष्टि | स्थित होकर अपने भाव को देख रहा है। अन्तर्दशानाथ गुरु 
कर रहा है। कुंभ में एकादशेश मंगल के साथ है। 
7. सूर्य समेत 6 ग्रह लग्न/सप्तम के आसपास हैं। 


Case study 8 


Birth Chart 15-08-65 20:00:00 Navamsha (spousa) Transit Marriaga25.02.2007 POB |Ongole 


(Andhra 
Pradesh) 


[DOM (25.02.2007 
Ke/Me/Sat 
chara 


bx | 
DKW | 
ue | 


Analysis posited in Cancer alongwith 7L Sun in D1 
РІ MDL Ketu is posited in a sign of Venus with and receives the aspect of LL Saturn. In D9 
LL Saturn in D1. Besides the connection of Mercury is posited in Capricorn with 7L 
LL, the marriage giving tendency gets a Mars. PDL Saturn is the LL of D1 and it is 
boost due to the fact that Venus is a natural posited in the sign of Venus, a marriage 
significator of marriage. ADL Mercury is giver. So, all the three lords MDL, ADL and 


Guide Shri K.N. Rao 4* मार्गदर्शन श्री केन्एन राव 31 


Case Studies 


P2 


РЗ 


P4 


PS 


1. 


32 


Birth Chart 18-08-85 20:00:00 


PDL get connected to the marriage-giving 
planets, satisfying this parameter. 

Chara Dasha AD is of Leo and it receives 
the aspect of DK Jupiter posited in 
Capricorn. The parameter is satisfied. 

VS falls in Aquarius and Jupiter is transiting 
in Scorpio and there is no connection 
between VS and Jupiter. But going back in 
time, we note that Jupiter was transiting in 
Libra till 27" October and from there Jupiter 
would have aspected VS, thus fulfilling this 
parameter reasonably well. 

Saturn is LL and it is transiting in Cancer 
where natal 7L Sun is posited. Jupiter is 
transiting in Scorpio and from it casts its 
ninth aspect on natal 7L Sun which is 
posited in Cancer. Thus, the parameter of 
double transit is satisfied. 

LL Saturn is transiting in Cancer and 7L Sun 
was transiting in Capricorn till 13" February. 


Navamaha (spouse) 


केतु महादशानाथ है और शुक्र की राशि में लग्नेश 
शनि के साथ हे। अन्तर्दशानाथ बुध कर्क में सप्तमेश 
सूर्य के साथ है। उस पर लग्नेश शनि की दृष्टि भी है। 
नवांश में बुध सप्तमेश मंगल के साथ मकर में है। 
प्रत्यन्तद्रशानाथ शनि डी-1 में लग्नेश है। इस तरह से 
तीनों दशानाथ विवाह में सक्षम हैं। 


. चर अन्तर्दशानाथ सिंह की है जिस पर मकर में बैठे 


दाराकारक गुरु की दृष्टि है। 


. वृश्चिक से गुजर रहा गुरु कुंभ में स्थित विवाह सहम 


से कोई सम्बन्ध नहीं बना रहा है। लेकिन 27 अक्टूबर 


Astrology and Timing of Marriage (a Scientific Approach) 


Thus, natal LL and natal 7L were in mutual 

aspect in transit fulfilling the parameter. 

P6 Natal Mars is posited in Cancer where it 
receives the ninth aspect of Jupiter which is 
transiting in Scorpio. The parameter is met. 

P7 7 planets, including Sun, out of the 9, are 
in/around Lagna and 7H amply fulfilling the 
parameter. 

P8 Natal 7L Sun is transiting in Lagna and the 
parameter is satisfied. 

Observations 
Role of transiting Moon — Moon is 

transiting in Taurus, sign of natural marriage- 

giver Venus. 

Aspect of transiting Saturn on DK — 
Saturn is transiting in Cancer and DK Jupiter is 
posited in Capricorn. The two are in 1-7 axis. 

PAC of MDL/ADL with 5H/L and/or 
11H/L in D9 — MDL Ketu is posited in 11H in 


D9. 
म स्थान |ओन्गोल, 
आन्ध्र प्रदेश 
= 
मथुन 


Transit Merriage25.02.2007 


थुन 
कर्क | 
तक गुरु तुला में था और तब उसने इस मापदंड को 
पूरा किया था। 

4. लग्नेश होकर शनि कर्क से गुजर रहा है जहां जन्मकालीन 
सप्तमेश सूर्य स्थित है। उस सूर्य पर वृश्चिक में 
गोचरस्थ गुरु की नवम दृष्टि भी है। इस तरह दोहरे 
गोचर की शर्त पूर्ण होती है। 

5. लग्नेश शनि कक में गोचर कर रहा है और सप्तमेश 
सूर्य 13 फरवरी तक मकर में था। तब दोनों सम-सप्तम 
होकर इस पैमाने पर खरे उतर चुके थे। 

6. महिला जातक की इस कुंडली में जन्म का मंगल 
कर्क में है। उसे वृश्चिक से गुजर रहे गुरु की नवम 
दृष्टि मिल रही है। 


Guide Shri К.М. Rao + मार्गदर्शन श्री wu राव 


(тї | 
चर 
LN 
т 
CNN 


ज्योतिष और विवाह समय ( एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण ) 


7. qd समेत 9 में से 7 ग्रह लग्न और सप्तम के 
आसपास रहकर इस मापदंड को पूर्ण कर रहे हैं। 


दृष्टान्त अध्ययन 


दाराकारक पर गोचर शनि की दृष्टि - मकर 
स्थित जन्मांग का दाराकारक गुरु और कर्क स्थित गोचर 


8. सप्तमेश होकर सूर्य लग्न से गोचर करके अपनी हरी | का शनि 1/7 अक्ष पर है। 


झंडी दे रहे हैं। 
निरीक्षण 


नवांश में महादशा व अन्तर्दशानाथ का 
पंचम/पंचमेश और एकादश/एकादशेश से सम्बन्ध - 


गोचर चन्द्र की भूमिका - विवाह के कारक शुक्र | महादशानाथ केतु नवांश में 11वें भाव में स्थित है। 


की राशि वृषभ में चन्द्रमा स्थित है। 


Case study 9 


Birth Chart 31-12-65 00:30:00 


Navamsha (spouse) 


РІ MDL Mercury is LL and ADL Satum is placed 
in Lagna of D9. Ket is placed with LL 
Mercury in Di. 

AD Aquarius is aspected by DKN. 

Jupiter is transiting over VS in Capricorn. 
Sat(R) is aspecting lagna through retro 
aspect. Jupiter is aspecting lagna. 

Jupiter and Mer(R) are in 1/7 axis showing 
Piya Milan. 

Jupiter is transiting over natal Mars showing 


P3 
P4 


P6 


दृष्टान्त - 9 
विश्लेषण 
1. महादशानाथ बुध लग्नेश हे जबकि अन्तर्दशानाथ शनि 
पर सप्तमेश गुरु की नवम दृष्टि है। केतु लग्नेश के 
साथ तृतीय भाव में है तथा उस पर पंचमेश शनि की 
दृष्टि पड़ रही है। अतः यह दशाएं विवाहकारी हैं। 
2. चर दशा धनु से सप्तम में दाराकारक गुरु हे तो 
अन्तर्दशा कुंभ पर उपपद व दाराकारक नवांश राशियों 
की दृष्टि है। 


Guide Shri K.N, Rao < मार्गदर्शन श्री Awe राव 


[Ps | Pe | P7 | Pe | 


3.07.1985 
im |Me/Sa/Ke 


01 02 | 03 
DP 
fulfilment of the parameter. 
P7 Planets are scattered therefore parameter is 
not fulfilled. 
P8 This parameter is not fulfilled. 
Observations 
Role of transiting Moon — Moon is 
aspectIng DK Jupiter on the day of Marriage. 
Aspect of Saturn on DK - Saturn is 
aspecting DK through retro aspect. 
PAC of MDL/ADL WITH 5H/L or 11H/L 
— Saturn ADL is 1 1L of D9. 


з. विवाह सहम मकर में स्थित है तथा विवाह के समय 
गुरु मकर में ही था। 

4. विवाह के समय तुला स्थित वक्री शनि ने पिछले भाव 
से लग्न और सप्तम भाव पर दृष्टि डाली। मकर में 
गोचर कर रहे वक्री गुरु ने न केवल लग्न, बल्कि 
जन्मकालीन सप्मतेश गुरु को भी प्रभावित किया। इस 
तरह से दोहरा गोचर यहां लागू होता है। 

5. लग्नेश बुध तथा सप्तमेश गुरु ने आमने-सामने रहकर 
पिया मिलन कर लिया है। 


33 


Case Studies 


Birth Chart 31-12-65 00:30:00 


Navamsha (spouse) 


Transit Merriaga. 03.07.1985 


DE EI 


6. विवाह के समय गोचर गुरु मकर में था जहां जन्मकालीन| निरीक्षण 
मंगल स्थित है। 


Astrology and Timing of Marriage (о Scientific Approach) 


म स्थान |लेलिनग्राद 


ferr तस 
=] 
Rx pm 
- m 
NM 
प्‌. मिष | 


गोचर चन्द्र की भूमिका - चन्द्रमा चतुर्थ भाव में था 


7. यहां यह मापदंड लागू नहीं होता क्योंकि विवाह के | और दाराकारक गुरु पर उसकी दृष्टि थी। 


दिन सूर्य समेत अन्य ग्रहों ने लग्न या सप्तम के 
आसपास झुंड नहीं बनाया था। 


दाराकारक पर गोचर शनि की दृष्टि - तुला 
स्थित गोचर के वक्री शनि ने पिछले भाव से मिथुन स्थित 


8. उस कुंडली में यह मापदंड भी लागू नहीं हो पा रहा | जन्मकालीन दाराकारक गुरु को प्रभावित किया। 


Birth Chart 18-06-58 14:46:00 


है क्योकि सप्तमेश या लग्नेश ने गोचर में क्रमशः 
लग्न या सप्तम भाव को प्रभावित नहीं किया। 


नवांश में महादशा व अन्तर्दशानाथ का 
पंचम/पंचमेश और एकादश/एकादशेश से सम्बन्ध - 


अन्तर्द्शानाथ शनि नवांश का एकादशेश ÈI 


Case study 10 


Navamsha (spousa) 


Transit Marriaga_ 13.06.1989 


POB |Hammond, 
Indiana, 
USA 

|DOM [13.06.1989 


ок 
рк | 


Analysis 


Pt 


P2 


РЗ 


P4 


P5 


34 


MDL Saturn is placed in 7^ H of D9 and 
ADL Jupiter is 7^ lord of D1 posited in Lagna 
in D1 & D9. 

Vir(AD) of Chara dasha is aspected by 
DK(Sun) from Gemini. 

Jupiter has already influence VS while 
transiting through Aries. 

Saturn and Jupiter both aspecting Lagna. 
This shows fulfilment of the parameter. 
Piya Milan has taken place as LL and 70 


lord are together. 

Jupiter is not aspecting natal Mars. 

Planets are scattered in the horoscope. 
Therefore Parameter is not applicable. 
Mercury was in 7" house around two 
months back, showing fulfilment of the 
parameter. 


Observations 


Role of transiting Moon — Moon is in 


lagna on the day of marriage. 


Aspect of Saturn on DK — Saturn is 


Guide Shri K.N. Rao % मार्गदर्शन श्री केन्एनः राव 


ज्योतिष और विवाह समय ( एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण ) 


aspecting DK. 
PAC of MDL/ADL WITH 5H/L or 11H/L 


दृष्टान्त अध्ययन 


— MDL Saturn is 51. of D9 aspecting ADL Jupiter. 


Birth Chart 18-06-58 14:48:00 


Navamsha (spouse) 


X 7 SA 


As JuR 


दृष्टान्त - 10 
विश्लेषण 

1. महादशानाथ शनि नवांश में सप्तम भाव में स्थित है, 
जबकि अन्तर्दशानाथ गुरु सप्तमेश होकर लग्न में हैं। 
अतः इस दशा में विवाह की प्रबल संभावना थी। 

2. जातक का विवाह मीन/कन्या को चर दशा में सम्पन्न 
हुआ। मीन सप्तम भाव की राशि है तथा दाराकारक 
सूर्य से दृष्ट है। अन्तर्दशानाथ कन्या पर दाराकारक 
सूर्य की दृष्टि है। 

3. विवाह wen धनु राशि में है जबकि विवाह के समय 
गुरु वृषभ में थे। जब वह वक्री हुए तब पिछले भाव 
से उन्होंने धनु राशि को देखा। 

4. विवाह के समय वृषभ में रहकर गुरु ने लग्न एवं 
सप्तमेश गुरु को दृष्ट किया। शनि धनु है जहां से 
उसने लग्न एवं सप्तमेश को देखा। 

5. विवाह के समय लग्नेश बुध एवं सप्तमेश गुरु एक 
साथ वृषभ में रहकर पिया मिलन कर रहे थे। 

6. यह पापदंड इस कुंडली में लागू नहीं हो रहा है 


Ж 


2€ 


क्योंकि गोचर का गुरु जन्मकालीन मंगल को नहीं 
देख पा रहा है। 
7. यह भी इस कुंडली में लागू नहीं हो रहा है। क्योंकि 
न तो सूर्य और न ही अन्य अधिक ग्रह लग्न या 
सप्तम के पास है। 
8. सप्तम से गुजरकर लग्नेश बुध अपनी हरी झंडी दे 
चुका था। 
निरीक्षण 

गोचर चन्द्र की भूमिका - विवाह के समय चन्द्रमा 
लग्न में स्थित है। 

दाराकारक पर गोचर शनि की दृष्टि - विवाह के 
समय शनि धनु में था जहां से उन्होंने दाराकारक सूर्य को 
देखा। 

नवांश मे महादशा व अन्तर्दशानाथ का 
पंचम/पंचमेश और एकादश/एकादशेश से सम्बन्ध - 
नवांश में महादशानाथ शनि पंचमेश हैं तथा अन्तर्दशानाथ 
गुरु पंचम भाव को दृष्ट कर रहे थे। 


Case study 11 


Analysis 

Pi In D1, MDL Venus is receiving the third 
aspect of LL Saturn posited in a Venetian 
sign. ADL Ketu is posited with Venus in 
Cancer in D9 and Venus is a natural marriage 
giver. PDL Mars is posited Pisces in D1 and 
it aspects 7L Sun posited in Gemini. Thus, 
the parameter is fulfilled. 

Chara Dasha AD is Capricorn and it receives 
the aspect of DK Saturn posited in Taurus. 


72 


Guide Shri K.N. Rao % मार्गदर्शन श्री eu राव 


The parameter is met. 

VS falls in Cancer and Jupiter is transiting in 
Leo. Jupiter was transiting in Cancer till 147 
September, thus satisfying the parameter. 

Saturn is natal LL. It is transiting in Pisces 
from where it aspects natal LL (Saturn). 
Considering the retrogression of transiting 
Saturn, the Lagna and 7H also get 
connected. Jupiter is transiting in Leo, the 
natal 7H and from there it aspects Lagna. 


P3 


P4 


35 


Case Studies 


Birth Chat 28-06-41 22:45:00 


Navamsha (spouse) 


Astrology and Timing of Marriage (a Scientific Approach) 
Transit Mardage 18.11.1967 


di 
Punjab 
Chara 


m [8 
4 [Р] 


Connected 


Thus, the parameter Is met. 

Transiting Saturn (natal LL) is retrograding 
in Pisces so its aspects are effective from 
Aquarius. Natal 7L Sun is transiting in 
Scorpio. Thus, transiting 7L Sun receives 
the tenth aspect of transiting LL Saturn from 
Aquarius, establishing a working 
relationship between LL and 7L in transit. 
The parameter is satisfied. 

Jupiter is transiting in Leo and natal Venus 
is posited in Cancer. As noted for Parameter 
3 above, Jupiter was transiting in Cancer till 
14 September, thus leading to the 
fulfilment of this parameter. 

Only 3, out of the 9, planets are transiting 


РБ 


P6 


P7 


In/around Lagna and 7H and the parameter 
remains unfulfilled. 

Neither natal LL Saturn is transiting in 7H 
nor the natal 7L Sun is transiting in Lagna, 
leaving this parameter unmet. 
Observations 

Role of transiting Moon — Moon Is 
transiting in its exaltation sign Taurus. This is a 
Venetian sign and Venus is a natural marriage 
giver. 

Aspect of transiting Saturn on DK — DK, 
the natal Saturn posited in Taurus, does not get 
connected with the transiting Saturn in Pisces. 

PAC of MDL/ADL with 5H/L and/or 
11H/L in D9 — In D9, MDL Venus is the 11L. 


P8 


Birth Chast 28-06-41 22:46:00 


1. लग्नकुंडली में महादशानाथ शुक्र पर लग्नेश शनि की 
तृतीय दृष्टि है तो अन्तर्दशानाथ केतु नवांश में कर्क 
राशि में शुक्र के साथ है। प्रत्यन्तरदशानाथ मंगल 
डी-] में मीन में है और मिथुन में स्थित सप्तमेश सूर्य 
पर दृष्टि डालकर इस मापदंड को पूर्ण कर रहा है। 


36 


Trensit Marriage, 19.11.1997 
18-11-1967 


Eo 
m | 
हि] 


2. चर अन्तर्दशा मकर की है जिस पर वृषभ में बैठे 
दाराकारक शनि ने दृष्टि डालकर अपनी अनुमति 
प्रदान की। 

3. विवाह सहम कर्क में है जबकि गोचर का गुरु सिंह 
में है। 14 सितम्बर तक कर्क में रहते समय गुरु इस 
सम्बन्ध से स्वीकृति दे चुके थे। 


Guide Shri K.N. Rao मार्गदर्शन श्री xw राच 


ज्योतिष और विवाह समय ( एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण ) दृष्टान्त अध्ययन 


4. लग्नेश होकर शनि मीन से गोचर करते हुए जन्मांग के सकता। 
शनि को देखता है। वक्रत्व के कारण उसने लग्न व | 8. गोचर में न तो लग्नेश शनि सप्तम पर है और न ही 
सप्तम से भी सम्बन्ध बनाया। सिंह में गोचर कर रहे सप्तमेश सूर्य लग्न पर है। इसलिए यहां यह मापदंड 
गुरु ने सप्तम से गुजरते हुए लग्न पर भी दृष्टि दी। भी पूरा नहीं होता है। 

5. गोचर का लग्नेश शनि वक्रत्व के कारण कुंभ से भी | निरीक्षण 
दृष्टि प्रदान कर रहा है। सप्तमेश सूर्य वृश्चिक में है। गोचर चन्द्र की भूमिका - चन्द्रमा गोचर में अपनी 
इसलिए गोचर में सूर्य को शनि की दृष्टि मिलने से | उच्च राशि वृषभ में हे जो कि विवाहकारी शुक्र की राशि 
यह मापदंड पूर्ण हुआ। है। 

6. शुक्र का सिंह में गोचर है तो शुक्र (पुरुष कुंडली) दाराकारक पर गोचर शनि की दृष्टि - जन्म का 
कर्क में जन्म के समय स्थित था। 14 सितम्बर तक | दाराकारक शनि वृषभ में हे जिस पर गोचर के शनि 
कर्क में ही रहते समय गुरु इस मापदंड को पूरा कर | (मीन) की कोई जैमिनीय दृष्टि नहीं है। 
चुका था। नवांश में महादशा व अन्तर्दशानाथ का 

7. 9 में से केवल 3 ग्रह विवाह के दिन लग्न या सप्तम | पंचम/पंचमेश और एकादश/एकादशेश से सम्बन्ध - 
के आसपास थे। इस कारण यह मापदंड पूर्ण नहीं हो | दशानाथ शुक्र नवांश का एकादशेश है जबकि अन्तर्दशानाथ 

केतु उसके साथ ही है। 


Case study 12 
Birth Chart 16-11-61 22:25:00 Navamshe (spouse) Transit Marriage 21.06.1992 


Бом | 


Analysis P3 VSfalls in Scorpio and Jupiter is transiting in 

Pi MDL Saturn is the natal 7L and it is posited Leo. Parameter is not met. 
in 7H also, thus connecting Lagna, 7H and | P4 Saturn is transiting in natal 7H with natal 7L 
7L. In D9, Saturn is posited in its own sign and is aspecting Lagna. Jupiter, transiting 
Capricorn and aspects the Lagna. ADL in Leo, aspects natal LL Moon posited In 
Venus is posited in its own sign Libra in D1 Aquarius. Thus, the parameter is met. _ 
and there it receives the tenth aspect of 7L | P5 LL Moon and 7L Saturn were transiting 
Saturn. In D9 Venus is LL. PDL Ketu is together in Capricorn the previous day, thus 
posited In 7H of D1 with 71 Saturn. In D9, leading to the fulfilment of this parameter. 
Ketu is posited with 7L Mars in Virgo. Thus, | P6 Jupiter is transiting in Leo and fails to 
the parameter is fulfilled. establish any connection with natal Venus 

P2 Chara Dasha AD is Gemini. In D9 it receives which is posited in Libra. This parameter is 
the aspect of 7L Mars. The parameter is not met. 
met. P7 8 planets, including Sun, are transiting in/ 


Guide Shri K.N. Rao < मार्गदर्शन श्री केन्एनश राव 37 


Case Studies 


around Lagna and 7H, leading to the 
fulfilment of this parameter. 
P8 LL Moon was transiting in 7H on the 
previous day. The parameter is satisfied. 
Observotions 
Role of transiting Moon — Moon was 
transiting in 7H with natal 7L the previous day & 
is now in the 8H. 


Astrology and Timing of Marriage (o Scientific Approach) 


Aspect of transiting Saturn on DK — 
Saturn, transiting in Capricorn, receives Jaimini 
aspect of DK Sun posited in Scorpio. 

PAC of MDL/ADL with 5H/L and/or 
11H/L in D9 — MDL Satum is the 5L of D9 and 
it is in mutual aspect with 1 1L Sun. ADL Venus is 
posited in 5H. 


Birth Chert 16-11-61 22:25:00 


Navamshe (spouse) 


दृष्टान्त - 12 
विश्लेषण 

1. महादशानाथ शनि सप्तमेश होकर सप्तम में ही स्थित 
है। नवांश में वह अपनी ही राशि मकर में स्थित 
होकर लग्न को देखता है। अन्तर्दशानाथ शुक्र लग्न 
कुंडली में अपनी राशि तुला में है और उस पर 
सप्तमेश शनि की दृष्टि है। नवांश में शुक्र लग्नेश है। 
प्रत्यन्तद्रशानाथ केतु डी-1 में सप्तम में सप्तमेश शनि 
के साथ है जबकि नवांश में वह सप्तमेश मंगल के 
ma तीनों दशानाथ यहां विवाह at स्वीकृति दे 
रहे हैं। 

2. चर अन्तर्दशा मिथुन की है। नवांश में सप्तमेश मंगल 
अपनी दृष्टि देकर अनुमति दे रहा है। 

3. विवाह सहम यहां वृश्चिक में है जबकि गोचर का गुरु 
सिंह में है। यह मापदंड यहां पूरा नहीं उतरता। 

4. गोचर का शनि जन्मांग के सप्तम से गुजर रहा है जहां 
सप्तमेश भी स्थित है। सिंह से गुजर रहे गुरु ने कुंभ 
में बैठे जन्मकालीन लग्नेश चन्द्रमा को दृष्टि देकर इस 
मापदंड को पूर्ण किया। 

5. एक दिन पहले ही लग्नेश चन्द्रमा व सप्तमेश शनि 


38 


स्थान 


Transit Martiege 21.06.1992 


वृश्चिक | 
m 
NNNM 
मकर में एकसाथ थे। 


6. गोचर का गुरु सिंह में होने के कारण तुला में बैठे 
or शुक्र से कोई सम्बन्ध नहीं बना पा रहा 
। 
7. सूर्य समते 8 ग्रह लग्न व सप्तम के zx गिद्र रहकर 
अपनी सहमति दे रहे हैं। 
8. एक दिन पूर्व ही लग्नेश चन्द्रमा का सप्तम भाव पर 
गोचर था। 
निरीक्षण 
गोचर चन्द्र की भूमिका - विवाह से एक दिन 
पहले ही चन्द्रमा जन्मकुंडली के सप्तम-सप्तमेश पर था। 
दाराकारक पर गोचर शनि की दृष्टि - वृश्चिक 
में बैठे दाराकारक सूर्य पर मकर में गोचरस्थ शनि की 
जैमिनी दृष्टि है। 
नवांश मे महादशा व अन्तर्दशानाथ का 
पंचम/पंचमेश और एकादश/एकादशेश से सम्बन्ध - 
महादशानाथ शनि नवांश का पंचमेश है और एकादशेश 
सूर्य से दृष्टि विनिमय है। अन्तर्दशानाथ शुक्र पंचम भाव में 
स्थित है। 


हिस | 
=] 
NEN 
a | 
CNN 


Guide Shri K.N. Rao * मार्गदर्शन श्री фет राव 


ज्योतिष और विवाह समय ( एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण ) 


दृष्टान्त अध्ययन 


Case study 13 


Birth Chart 07-04-54 05:00:00 


Navamsha (spouse) 


Transit Mariage 18.02.1980 


РОВ {Kolkata 


02 


Connected | ү 


Analysis 


Р] MDL Rahu, besides being an unconditional | Рб 


marriage giver, is posited in the Lagna of 
D9.ADL Mercury is the 7L of D1 and in D9 
it is conjunct with Venus, another marriage 
giver and, 7L. PDL Saturn is retrograde and 
is effective from 7H in D1. Thus, this 
parameter is met. 


P2 Chara Dasha AD s Leo is in 1-7 axis with 7L 
Mercury, thus satisfying the parameter. 

P3 VS, posited in Aries, receives the ninth 
aspect of Jupiter transiting in Leo. Parameter 
is met. 

P4 Saturn is transiting in 7H and thus it is 


influencing 7H and Lagna. Further, its 
retrogression means that it is aspecting the 
natal LL Jupiter as well as natal 7L Mercury. 
Jupiter is LL and it is transiting in Leo from 
where it is aspecting the natal 7L Mercury. 
Thus, double transit is activating the 
marriage related houses and planets. 

LL Jupiter is transiting in Leo and 7L Mercury 
is transiting in Aquarius. Thus, both these 
planets are in mutual aspect, leading to the 


PS 


fulfilment of this parameter. 
Natal Venus, posited in Aries, receives the 
ninth aspect of transiting Jupiter from Leo. 
The parameter is met. 
All the nine planets are transiting in/around 
Lagna and 7H, leading to the fulfilment of 
this parameter. 
LL Jupiter is transiting near 7H and on 27^ 
September, i.e. within 8 months of 
marriage, it will transit in Virgo which is the 
natal 7H. 7L Mercury is transiting in 12H 
and on 10" April, i.e. in less than 2 months, 
it will transit in Pisces, the natal Lagna. 
However at this time the parameter is not 
met. 
Observations 

Role of transiting Moon ~Moon is 
transiting in Lagna, influencing both Lagna and 
7H. 


P7 


Aspect of transiting Saturn on DK — DK 
Mars, posited in Sagittarius, receives the Jaimini 
aspect of Saturn which is transiting in Virgo. 

PAC of MDL/ADL with 5H/L and/or 


दृष्टान्त - 13 
विश्लेषण 
1. ब्याहू होने के अलावा महादशानाथ राहु नवांश के 
लग्न में बैठा है। अन्तर्दशानाथ बुध डी-1 का सप्तमेश 
है और नवांश के सप्तमेश शुक्र के साथ डी-9 में 
बैठा है। प्रत्यन्तर दशानाथ शनि वक्री है और इस 
कारण जन्मकुंडली के सप्तम भाव से भी प्रभावकारी 


Guide Shri К.М. Rao + मार्गदर्शन श्री were राव 


11H/L in D9 — In 09, ADL Mercury is the 1 1L. 


है। तीनों दशानाथों की अनुमति 21 

2. चर अन्तर्दशा सिंह की है जो सप्तमेश बुध से 1/7 
अक्ष पर है। 

3. सिंह में गोचर कर रहे गुरु ने मेष में स्थित विवाह 
सहम पर दृष्टि डालकर इस मापदंड को पूरा किया। 

4. सप्तम से गुजर रहा शनि लग्न को भी प्रभावित कर 
रहा है। वक्री शनि के कारण वह लग्नेश गुरु व 


39 


Case Studies 


Birth Chart 07-04-54 05:00:00 


Navamsha (spouse) 


सप्तमेश बुध को भी प्रभावित कर रहा है। गोचर का 
गुरु सिंह में है जहां से वह सप्तमेश को देख रहा है। 
इस तरह से दोनों मंद ग्रहों ने विवाह से सम्बन्धित 


Transit Marrisge 18.02.1980 


Astrology and Timing of Marriage (a Scientific Approach) 


(OC > m | 
12 
8 
SaR 


सप्तम भाव है। सप्तमेश qu अभी 12वें भाव में है 
और 2 माह में 10 अप्रैल से लग्न में होगा। यह 
मापदंड फिलहाल लागू नहीं होता है। 


> Mal 


भावों से सम्बन्ध बनाकर अपनी स्वीकृति दी। 

5. लग्नेश गुरु का गोचर सिंह में और सप्तमेश बुध का 
कुंभ में है। दोनों सम-सप्तम हैं। 

6. जम्मकालीन शुक्र मेष में है जिस पर गोचर के गुरु ने 
दृष्टि डालकर इस मापदंड को भी पूर्ण किया। 

7. बड़ी ही खूबसूरती के साथ विवाह के दिन सभी 9 
ग्रह मंडप (लग्न/सप्तम) के इद्र-गिद्र जमा हो गए थे। 


निरीक्षण 

गोचर चन्द्र की भूमिका - चन्द्रमा लग्न भाव से 
गोचर कर रहा था और सप्तम को भी प्रभावित कर रहा है। 

दाराकारक पर गोचर शनि की दृष्टि - धनु में 
स्थित दाराकारक मंगल पर कन्या से गुजर रहे शनि की 
जैमिनी दृष्टि है। 

नवांश में महादशा व अन्तर्दशानाथ का 
8. लग्नेश गुरु सप्तम भाव के पास है और 8 माह के | पंचम/पंचमेश और एकादश/एकादशेश से सम्बन्ध - 

भीतर 27 सितम्बर से वह कन्या में रहेगा जो कि । अन्तर्दशानाथ बुध स्वयं एकादशेश ÈI 


Case study 14 
Transit Marriage 17.04.2003 


Birth Chart 07-03-78 00:18:00 


Navamsha (spouse) 


DOM | 
(chara 


DK | 
оки 


03 [DP  |Virgo 


parameter is true for this case. 

Saturn is transiting over LL Mars and Jupiter 
is aspecting Lagna. 

Piya Milan has already taken place few 


Analysis 

P{ MDL Rah is unconditional marriage giver | PA 
and ADL Jupiter & 7L Mars of D9, are in 
Rahu/Ket axis. Jupiter (ADL) is in 7" Н of | P5 
D9. months back. 


P2 AD of Capricorn is running in chara dasha | PG 
which is not aspected by DK Mars. 
P3 Jupiter is aspecting VS (Pisces) showing the | P7 


Jupiter is aspecting Venus as this horoscope 
is of male native. This parameter is fulfilled. 
Most of the planets are close to 7^ H and 


40 Guide Shri K.N. Rao % मार्गदर्शन श्री wee राव 


ज्योतिष और विवाह समय ( एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण ) दृष्टान्त अध्ययन 


Moon is close to Lagna. Aspect of Saturn on DK — Saturn is 
P8 This parameter is not fulfilled. transiting over DK Mars. 
Observations PAC of MDL/ADL WITH SH/L or 11H/L 


Role of transiting Moon — Moon is | — DL Jupiter, MDL Rahu are posited with 11L 
transiting over ОКМ and about to enter lagna. | Sun and aspected by SL Saturn. 


Transit Maniage 17.04.2003 [फरीदाबाद | 
कोरत दि 


Birth Chart 07-03-76 00:18:00 


दृष्टान्त - 14 राशि से शुक्र को दृष्टि देकर पिया मिलन किया था। 
विश्लेषण 7. सूर्य सहित छः ग्रह गोचर में लग्न एवं सप्तम भाव के 


1. ब्याहु राहु शुक्र की राशि में लग्नकुंडली में स्थित है आसपास हैं। 
जहां सप्तमेश मंगल की दृष्टि भी है। तो नवांश में| 8. यह मापदंड इस कुंडली में लागू नहीं हो रहा है, 
सप्तम में है। अन्तर्दशानाथ गुरु नवांश में सप्तम में क्योंकि लग्नेश मंगल सप्तम भाव से या सप्तमेश शुक्र 
स्थित होकर विवाह कराने में सक्षम है। लग्न से विवाह से तुरन्त पहले नहीं गुजरा। 
2. चर अन्तर्दशा मकर की है जिस पर दाराकारक मंगल | निरीक्षण 
या अन्य किसी अवयव की दृष्टि नहीं है। गोचर चन्द्र की भूमिका - गोचर में चन्द्रमा द्वादश 
з. विवाह सहम मीन में स्थित है जबकि विवाह के समय | भाव में दाराकारक नवांश पर स्थित d 
गुरु ने कर्क से सप्तम दृष्टि से उसे दृष्ट किया। दाराकारक पर गोचर शनि की दृष्टि - विवाह के 
4. विवाह के समय कर्क में गोचर कर रहे गुरु ने पंचम | समय शनि मिथुन राशि में था जहां दाराकारक मंगल स्थित 
दृष्टि से लग्न तथा सप्तमेश दृष्ट किया। शनि विवाह | है। 
के समय मिथुन में था। इस दौरान वक्री होते समय नवांश मे महादशा व अन्तर्दशानाथ का 
पिछले भाव से उसने सप्तम तथा लग्न को प्रभावित | पंचम/पंचमेश और एकादश/एकादशेश से सम्बन्ध - 
किया। नवांश में महादशानाथ राहु पर पंचमेश शनि की दृष्टि है। 
5. विवाह के समय लग्नेश मंगल मकर में तथा सप्तमेश | गुरु पर भी पंचमेश शनि की दृष्टि है। एकादशेश सूर्य इन 
शुक्र मीन में थे। अत: कुछ समय पहले मंगल ने धनु | दोनों के साथ स्थित है। 


Case study 15 

Analysis aspecting lagna. s 
Pt MDL Jupiter is LL, ADL Moon is with 7^ | P5 Piya Milan has taken place a few months 

lord Mercury and PDL Venus is Karka for ago. 

marriage. P6 Jupiter is aspecting natal Venus through 
P2 Aquarius is AD in Chara dasha which is in retro aspect. 

1/7 axis of DKN. P7 Most of the planets are close to lagna or 7" 
P3 Jupiter is aspecting VS (Aries) from Leo H. 

through 9" aspect. P8 Mercury has transited through lagna few 
PA Saturn is aspecting 7^ Н where as Jupiter is days back. 


Guide Shri K.N. Rao. मार्गदर्शन श्री केन्एनः राव 41 


Case Studies Astrology and Timing of Marriage (o Scientific Approoch) 


Birth Chart 05-02-54 04:45:00 Navamsha (spouse) Trensit Merriege 02.02.1980 


POB [Delhi 


bow | 


bx | 


ркм | 
Р1 | P2 | P3 | Pa | P5 | Pe | P7 | Pe | O1 o2[03]|UP | 
J | Ү | x]icemeea] J | 5 | ० | 
Observotions aspecting DK Mars. 
Role of transiting Moon - Moon is PAC of MDL/ADL WITH 5H/L or 11H/L 
transiting over DKN (Leo) and is with LL Jupiter. | — PDL Venus is in 1 1L of D9 and posited with 5L 
Aspect of Saturn on DK — Saturn is! Mars. 
Birth Chart 05-02-54 04:45:00 Navamsha (spouse) Transit Marriage 02.02.1980 


म स्थान 


M 
किल 
2 К ОУ A mE ae 
GNE REN 
दृष्टान्त - 15 किया। 
विश्लेषण 6. यह पुरुष की कुंडली है। विवाह के समय गुरु वक्री 


1. जन्मकुंडली का लग्नेश गुरु नवांश में लग्न में ही है, होकर सिंह में थे, जबकि जन्मकालीन शुक्र कुंडली में 
जबकि अन्तर्दशानाथ चन्द्रमा सप्तमेश बुध के साथ मकर में हैं। अत: गुरु ने पिछले भाव से जन्म काली 
तृतीय भाव में स्थित है। प्रत्यन्तर शुक्र विवाह का शुक्र को दृष्ट किया। 
नेसर्गिक कारक है तथा लग्नेश से दृष्ट है। . अधिकांश ग्रह नवांश के लग्न-सप्तम के आसपास 

2. चर अन्तर्दशा कुंभ से सप्तम से दाराकारक नवांश है। थे। 

. विवाह सहम मेष राशि में है। विवाह के समय गुरु | 8. विवाह के दिन सप्तमेश बुध मकर में जरूर था 
सिंह में थे, जहां से उन्होंने नवम दृष्टि से विवाह लेकिन कुछ दिन पहले लग्न में से गुजरकर उसने इस 
सहम को देखा। मापदंड को पूरा किया। 

4. विवाह के समय गुरु सिंह में थे जहां से उन्होंने पंचम | निरीक्षण - 

दृष्टि से लग्न तथा सप्तम दृष्टि से सप्तमेश बुध को गोचर चन्द्र की भूमिका - विवाह के समय चन्द्रमा 
देखा। शनि विवाह के समय कन्या राशि में वक्री थे। | नवम भाव में दाराकारक नवांश पर था। 

अतः कन्या से उन्होंने सप्तम भाव को और वक्री होने दाराकारक पर गोचर शनि की दृष्टि - कन्या में 
के कारण पिछले भाव से लग्नेश गुरु को दुष्ट किया। | गोचर कर रहा शनि वृश्चिक स्थित जन्मकालीन दाराकारक 

5. विवाह के समय गुरु वक्री होकर सिंह में थे जबकि | मंगल पर जैमिनी दृष्टि नहीं डाल रहा है। तृतीय पाराशरी 
सप्तमेश बुध मकर में है। अतः गुरु ने वक्री होने के | दृष्टि जरूर है। 
कारण पिछले भाव से बुध को दृष्ट करके पिया-मिलन नवांश में महादशा व अन्तर्दशानाथ का 


42 Guide Shri K.N. Rao « मार्गदर्शन श्री su. राव 


ә 


w 
oo 


ज्योतिष और विवाह समय ( एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण) दृष्टान्त अध्ययन 
पंचम/पंचमेश और एकादश/एकादशेश से सम्बन्ध - | में पंचमेश मंगल के साथ है। 
अन्तर्दशानाथ शुक्र एकादशेश होकर नवांश के द्वितीय भाव 


Case study 16 


Birth Chert 04-10-63 00:40:00 Navamsha (spouse) Transit Marriage 20.02.1988 


Pi | P2 | P3 | P4 | P5 | Pe | P7 | 78 | 
v | १ 


Analysis Thus, this parameter also remains unfulfilled. 
PÍ MDL Venus is a natural significator for | РБ LL Moonin transiting in Pisces and 7L Saturn 
marriage. Further, it receives the aspect of is transiting in Sagittarius. However, the 
LL Moon and retrograde 7L Saturn in D1. previous day Moon was in Aquarius where 
In D9, Venus is posited with 7L Saturn and it received the third aspect of Saturn. Thus, 
is in mutual aspect with LL Moon. In D1, the parameter is met. 
ADL Jupiter is posited in Pisces with LL | P6 Natal Mars posited in Libra receives the 
Moon and receives the aspect of 7L Saturn. aspect of Jupiter transiting in Aries, leading 
In D9, Jupiter is posited in 7H. PDL Saturn is to the fulfilment of this parameter. 
7L of both D1 and D9 and is posited in own | P7 6 planets, including Sun, out of the 9 planets 
7H. Further, in D9 Saturn, posited in Leo, is are transiting in/around Lagna and 7H. The 
in mutual aspect with LL Moon. So, the parameter is satisfied. 
parameter is met. P8 LL Moon was transiting in 7H on 17" 
P2 Chara Dasha AD Sagittarius receives the February, thus satisfying this parameter. 
aspect of DK Sun posited in Virgo. Thus, | Observatians 
the parameter is fulfilled. Role of transiting Moon — Moon Is 
P3 VS, falling in Capricorn, does not get | transiting over natal Moon. 
connected to Jupiter transiting in Aries, Aspect of transiting Saturn on DK — DK 
therefore, this parameter remains | Sunis posited in Virgo and it receives the Jaimini 
unsatisfied. aspect of Saturn which is transiting in Sagittarius. 
P4 Saturnis transiting in Sagittarius and Jupiter PAC of MDL/ADL with 5H/L and/or 


is transiting in Aries. These two in transit do | 11H/L in D9 — MDL Venus is the 11L of D9. 
not establish connection with any of the | ADL Jupiter is aspecting 11H. 
natal Lagna, LL (Moon), 7H and 7L (Saturn). 


दृष्टान्त - 16 में शुक्र सप्तमेश शनि के साथ है तो लग्नेश चन्द्र से 
विश्लेषण परस्पर दृष्टि सम्बन्ध बन रहा है। मीन में स्थित 
1. महादशानाथ शुक्र पर लग्नेश चन्द्रमा व वक्रगति के अन्तर्दशानाथ गुरु लग्नेश के साथ है जिस पर सप्तमेश 
कारण सप्तमेश शनि की भी दृष्टि लग्न पर है। नवांश की दृष्टि है। नवांश में शनि पर लग्नेश चन्द्रमा की भी 


Guide Shri К.М. Rao * मार्गदर्शन श्री шз राव 43 


Case Studies Astrology and Timing of Marriage (a Scientific Approach) 


हिल 


8irth Chart 04-10-63 00:40:00 Navamsha (epouse) Transit Marriage 20.02.1988 


दृष्टि है। 7. सूर्य समेत 6 ग्रह विवाह के दिन लग्न और सप्तम के 
2. चर अन्तर्दशा धनु की है जिस पर कन्या में बैठे आस-पास थे। 
दाराकारक सूर्य ने दृष्टि डालकर इस शर्त को पूरा | 8. 17 फरवरी को लग्नेश चन्द्रमा सप्तम से गुजर रहा 


किया। था। 
3. मकर स्थित विवाह सहम पर गोचर के गुरु (मेष में) | निरीक्षण 

की कोई दृष्टि नहीं पड़ पा रही है। गोचर चन्द्र की भूमिका - गोचर का चन्द्रमा 
4. यहां दोहरे गोचर का सिद्धान्त तनिक भी नहीं लगता | जन्मकालीन चन्द्रमा के ऊपर था। 

है। दाराकारक पर गोचर शनि की दृष्टि - दाराकारक 


5. लग्नेश चन्द्रमा का गोचर मीन में है तो सप्तमस्थ शनि | सूर्य कन्या में है जिस पर धनु से गोचर कर रहे शनि की 
धनु में है । एक दिन पहले चन्द्रमा जब कुंभ में था | जैमिनी दृष्टि है। 


तब उसे शनि की दृष्टि मिली थी। नवांश मे महादशा а अन्तर्दशानाथ का 
6. तुला में स्थित जन्मकालीन मंगल पर मेष में गोचर | पंचम/पंचमेश और एकादश/एकादशेश से सम्बन्ध - 
कर रहे गुरु ने दृष्टि डालकर ЧЇ! महादशानाथ शुक्र नवांश का एकादशेश है तो अन्तर्दशानाथ 
गुरु ग्यारहवें भाव को देखता है। 
Case study 17 
Birth Chert 08-08-88 21:15:00 Navamsha (spouse) Trensit Marriege 09.10.1891 
РО 
ок | 
Analysis P4 Jupiter is aspecting lagna and Saturn is 
P1 MDL Ket is being aspected by LL Mercury aspecting 7^ H. 
of D9. ADL and PDL Saturn is in lagna of | PS Piya Milan has taken place around five 
D1. months back. 
P2 AD Leo is running in Chara dasha which | P6 Jupiter has already influenced natal Mars 
has DKN and is aspected by DK (Saturn) while transiting through Cancer. 
P3 Jupiter is not aspecting VS (Pisces ) P7 Most of the planets are close to 7^ H. 


44 Guide Shri K.N. Rao % मार्गदर्शन श्री mare राव 


ज्योतिष और विवाह समय (एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण) , दृष्टान्त अध्ययन 


P8 Mars (LL) is in the 7^ H. Aspect of Saturn on DK — Saturn is not 
Observation aspecting DK. HE 
Role of transiting Moon — Moon is PAC of MDL/ADL WITH 5H/L or 11H/L 
transiting over 7" Н. — Saturn (ADL & PDL) is 5L of D9. 
* © b 7 ७ 
Birth Chart 08-09-69 21:15:00 Navamsha (spouse) Mice Transit Marriage 09.10.1981 दिल्ली | 
><-> SC 
v LONE раче 


OS 
XX 


दृष्टान्त - 17 5. विवाह से कुछ माह पहले लग्नेश मंगल व सप्तमेश 
विश्लेषण | शुक्र ने पिया मिलन की अनुमति दे दी थी। 
1. महादशानाथ केतु नवांश में शुक्र के साथ स्थित है तो | 6. तीन माह पहले कर्क में रहते समय ही गुरु ने स्त्री 
वहीं का लग्नेश बुध भी .उसे देख रहा है। जन्मकुंडली जातक की इस कुंडली में जन्मकालीन मंगल को 
में अन्तर्दशानाथ शनि लग्न में ही स्थित होकर विवाह पंचम दृष्टि दी थी। 


की अनुमति दे रहा है। 7. विवाह के दिन सूर्य समेत 4 ग्रह सप्तम के आसपास थे। 
2. चर अन्तर्दशा सिंह में दाराकारक नवांश स्थित है। उस | 8. विवाह के दिन लग्नेश मंगल सप्तम भाव में ही था। 
पर दाराकारक शनि की दृष्टि भी है। निरीक्षण 


3. विवाह के समय सिंह से गुजर रहे गुरु की विवाह गोचर चन्द्र की भूमिका - विवाह के दिन चन्द्रमा 
सहम पर दृष्टि नहीं है। लेकिन 3 माह पहले कर्क में | सप्तम भाव में था। 
रहते समय मीन स्थित विवाह सहम पर उसने दृष्टि दाराकारक पर गोचर शनि की दृष्टि - मकर 
डाली थी। स्थित गोचर का शनि जन्मकालीन दाराकारक शनि को 
4. सिंह में स्थित गोचर के गुरु ने लग्न को और मकर | जैमिनी दृष्टि से प्रभावित नहीं कर रहा है। 
से गोचर कर रहे रहे शनि ने जन्मकुंडली के सप्तम व नवांश में महादशा व अन्तर्दशानाथ का 
सप्तमेश पर दृष्टि डालकर दोहरे गोचर के सिद्धान्त | पंचम/पंचमेश और एकादश/एकादशेश से सम्बन्ध - 
को लागू किया। अन्तर्दशानाथ शनि नवांश का पंचमेश है। 


Case study 18 
Sirth Chart 31-03-65 04:56:00 Navamsha (spouse) Transit Marrisge 07.07.1992 


рон | 
chara 
3 

pk | 
рки | 
| P6 | P7 | P8 | ШР | 
| ०४ 


Guide Shri К.М. Као « मार्गदर्शन श्री mere राव 45 


Case Studies Astrology and Timing of Marriage (o Scientific Approach) 


Analysis transit and its aspect is effective from 
РІ MDL Saturn is the LL of D1 and it is placed Sagittarius. Natal 7L Sun, transiting in 
in Lagna. Saturn is the LL of D9 as weil and Gemini, is in mutuai aspect with transiting 
there it aspects the 7L Sun. ADL and PDL Saturn, leading to the fulfilment of this 
Rahu, a marriage giving pianet, is posited parameter. 
in the sign of Venus in D1, another marriage | P6 Jupiter is transiting in Leo, the sign where 
giving planet. The parameter is met. natal Mars is posited. Thus, the parameter 

P2 Chara Dasha AD is Scorpio receives the is met. 
aspect of DKN Capricorn. Further, Scorpio | P7 Here 4 out of 9 planets are transiting In/ 
is in 1-7 axis with DK Jupiter. So, the around Lagna and 7H. Thus, this parameter 
parameter is satisfied. is met. 

P3 VS posited in Aquarius receives the aspect | P8 Neither LL Saturn is transiting in 7H nor is 
of Jupiter transiting in Leo, thus satisfying 7L Sun transiting in Lagna, so this parameter 
the parameter. remains unfulfilled. 

P4 Saturn is the natal LL and it aspecting the | Observations 
natal 7L Sun from its transit sign Capricorn. Role of transiting Moon — Moon is 
Considering the retrogression, transiting | transiting in Virgo, the natal 8H. 

Saturn is aspecting the Lagna as well as the Aspect of transiting Saturn on DK — DK 


natal LL Saturn. Jupiter is transiting in 7H | Jupiter, posited in Taurus, receives the Jaimini 
and it aspects Lagna and natal LL Saturn | aspect of Saturn, transiting in Capricorn. 
posited in Lagna. Thus, this parameter is PAC of MDL/ADL with 5H/L and/or 
applicable. 11H/L in D9 — In D9, MDL Saturn is posited 
P5 LL Saturn is retrograding in Capricorn in | with 5L Mercury. ADL Rahu is in mutual aspect 


with 1 1L Jupiter. 
m 


Trensit Marriage 07.07.1992 


07-07-1992 
EQ 


दृष्टान्त - 18 3. कुंभ में स्थित विवाह सहम पर सिंह में गोचर कर रहे 
विश्लेषण गुरु की दृष्टि है। इस तरह से यह मापदंड भी पूरा 
1. लग्न कुंडली का लग्नेश होकर महादशानाथ शनि होता है। 


लग्न में ही बैठा है। शनि नवांश का भी लग्नेश है| 4. लग्नेश शनि मकर से गोचर करते हुए सप्तमेश सूर्य 
और वहां के सप्तमेश सूर्य को देखता है। अंतर व पर दृष्टि डाल रहा है। वक्रत्व के कारण पिछले भाव 
प्रत्यन्तर दशानाथ राहु (यानि ब्याहु) शुक्र की राशि में से लें तो यही शनि लग्न व लग्नेश को भी प्रभावित 
स्थित होकर विवाह में सक्षम है। कर रहा है। गुरु गोचर में सप्तम भाव से गुजर रहा है 
2. चर अन्तर्दशा वृश्चिक की है जिस पर दाराकारक और लग्न व वहीं बैठे लग्नेश शनि को दृष्टि देकर 
नवांश मकर की दृष्टि है। दाराकारक गुरु के साथ दोहरे गोचर के मापदंड को पूरा कर रहा है। 
वृश्चिक 1/7 अक्ष पर भी स्थित है। 5. लग्नेश शनि गोचर में वक्रो गति के कारण धनु से 


46 Guide Shri K.N. Rao % मार्गदर्शन श्री wore राव 


ज्योतिष और विवाह समय ( एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण) दृष्टान्त अध्ययन 
लिया जा सकता है और तब तक मिथुन में गोचर कर | निरीक्षण 


रहे सप्तमेश सूर्य से सम-सप्तम है। गोचर चन्द्र की भूमिका - चन्द्रमा का गोचर कन्या 
6. गुरु का गोचर सिंह में है जहां जन्मकालीन मंगल था। | में है जो कि अष्टम भाव है। 
यह शर्त भी पूरी होती है। दाराकारक पर गोचर शनि की दृष्टि - वृषभ में 


7. 9 में से 4 ग्रह गोचर में लग्न/सप्तम के इद्र गिद्र | स्थित दाराकारक गुरु पर गोचर के शनि की जैमिनी दृष्टि 
रहकर स्वीकृति दे रहे हैं। है। 

8. न तो लग्नेश शनि का सप्तम पर और न ही सप्तमेश नवांश में महादशा व अन्तर्दशानाथ का 
सूर्य का गोचर लग्न भाव पर है। यह नियम यहां लागू | पंचम/पंचमेश और एकादश/एकादशेश से सम्बन्ध - 
नहीं होता है। महादशानाथ शनि पंचमेश बुध के साथ है। अन्तर्दशानाथ 

राहु एकादशेश गुरु से दृष्टि सम्बन्ध बना रहा है 
Case study 19 
Birth Chart 18-05-29 23:00:00 Navamsha (spouse) Transit Marriage 14.12.1955 


рон | 


ок | 
ркм | 


कक | 


Analysis PS LL Saturn and 7L Moon were transiting 
Pi MDL апа ADL Moon is the 7L of D1 and it together in Scorpio a few days ago, thus 
receives the aspect of LL Saturn which, fulfilling this parameter. 
being retrograde, is effective from Scorpio. | Pó Natal Venus, posited in Pisces, received 
In D9, Moon receives the aspect of LL Satum Jupiter's ninth aspect when Jupiter was 
as well as 7L Sun. PDL Mercury which is transiting in Cancer tlll September end, thus 
retrograde is posited in Taurus in D1 and it satisfying this parameter. 
receives the aspect of LL Saturn. In 09, | 7 4 out of 9 planets are transiting in/around 
Mercury is posited in 7H. The parameter is Lagna and 7H. Thus, this parameter is 
satisfied. satisfactorily met. 
P2 Chara Dasha AD rashi Scorpio is in 1-7 axis | РВ 7L Moon will transit in Lagna in a couple of 
with DK Jupiter and is aspected by Capricorn days, leading to the fulfilment of this 
— the DKN. So, this parameter is met. parameter. However at this time the 
P3 VS in Aries receives the ninth aspect of parameter is not met. 
transiting Jupiter from Leo, leading to the | Observatians 
fulfilment of thls parameter. Role of transiting Moon — Moon, which is 
PA The transiting Saturn is aspecting ће Lagna. | the 7L, is transiting over natal LL. 
Jupiter is transiting in Leo from where it Aspect of transiting Saturn on DK — 
aspects the natal LL Saturn. Thus, the | Saturn 15 transiting in Scorpio and DK Jupiter is 
parameter is fulfilled. posited in Taurus. These two are in 1-7 axis. 


Guide Shri К.М. Rao 4* मार्गदर्शन श्री केन्एन० राव 47 


Case Studies 


PAC of MDL/ADL with SH/L and/or 
11H/L in D9 — In D9, MDL and ADL Moon is in 


Astrology and Timing of Marriage (a Scientific Approach) 


| mutual aspect with 1 1L Jupiter. 


Birth Chart 16-05-28 23:00:00 Navamsha (spouse) 


दृष्टान्त - 19 
विश्लेषण 
1. यहां व अन्तर्दशानाथ चन्द्रमा लग्न कुंडली का सप्तमेश 
है और उस पर लग्नेश शनि की वक्रगति के कारण 
दृष्टि हे। नवांश में चन्द्रमा को लग्नेश शनि के अलावा 
सप्तमेश सूर्य की भी दृष्टि प्राप्त है। वृषभ में स्थित 
प्रत्यन्तर दशानाथ बुध सूर्य के साथ है तो लग्नेश शनि 


6. पुरुष जातक की कुंडली का शुक्र मीन में स्थित है 
जिस पर सितम्बर अंत तक कक में रहते समय गुरु ने 
दृष्टि डाली थी। 

7. 9 में 4 गोचर के ग्रह लग्न/सप्तम के इद्रगिद्र हैं। 

8. जल्द ही सप्तमेश चन्द्र का गोचर लग्न में होने जा रहा 
है, un फिलहाल तो यह फार्मूला लागू नहीं हो 
रहा हे। 


(वक्री) की दृष्टि भी है। नवांश में सप्तम भाव में | निरीक्षण 


स्थित होकर बुध भी विवाह की अनुमति दे रहा है। 


गोचर चन्द्र की भूमिका - गोचर का चन्द्रमा 


2. चर अन्तर्दशा वृश्चिक की है जिससे सप्तम में दाराकारक| जन्मकुंडली के सप्तमेश चन्द्रमा के ऊपर से ही गुजर रहा 


эм तो उस पर दाराकारक नवांश मकर की दृष्टि 

भी él 

3. मेष स्थित विवाह सहम पर सिंह में गोचर कर रहे गुरु 
की स्वीकृति दृष्टि है। 

4. गोचर के शनि की दृष्टि लग्न पर है। गोचर गुरु की 
दृष्टि लग्नेश शनि पर है। 


है। 

दाराकारक पर गोचर शनि की दृष्टि - quud 
स्थित दारकारक गुरु से सप्तम वृश्चिक में गोचर का शनि 
है। 

नवांश में महादशा व अन्तर्दशानाथ का 
पंचम/पंचमेश और एकादश/एकादशेश से सम्बन्ध - 


5. लग्नेश शनि व सप्तमेश चन्द्र कुछ दिन पहले ही एक | महादशा व अन्तर्दशा चन्द्रमा एकादशेश गुरु से परस्पर दृष्टि 
साथ वृश्चिक में रहते समय इस शर्त को पूरा कर रहे | विनिमय कर रहा है। : 


थे। 


Case study 20 


Analysis 

P1 MDL Mercury is posited in Virgo in D1 and 
there it is in mutual aspect with not only 7L 
Moon but also LL Saturn (considering 
Saturn's retrogression). In D9, Mercury is 
the 7L. ADL Saturn is the LL of D1 and 
being retrograde, it is effective from Pisces 
where 7L Moon is posited. In D9 Saturn is 
posited with 7L Mercury. PDL Moon is the 
7L of D1 and, as mentioned, itis connected 


48 


with LL Saturn. Thus, the parameter is 
satisfied. А 

Chara Dasha AD is Aries and itis іп 1-7 axis 
with DK Sun. Further, DKN and DP posited 
in Scorpio aspect Aries, leading to the 
fulfilment of this parameter. 

VS is in Pisces and Jupiter is transiting in 
Libra. Till 12* October Jupiter was transiting 
in Virgo and from there it was aspecting 
VS. The parameter is met. 


Guide Shri K.N. Rao 4* मार्गदर्शन श्री qu राव 


ज्योतिष और विवाह समय ( एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण ) 


Birth Chast 23-10-69 13:22:00 Navamsha (spouse) 


P4 Saturn, transiting in Aquarius, and Jupiter, 
transiting in Libra, are aspecting natal LL 
Saturn posited in Aries. Thus, this parameter 
is satisfied. 

LL Saturn is transiting in Aquarius and 7L 
Moon is transiting in Libra. 4-5 days earlier 
Moon, transiting in Leo, was in mutual 
aspect with Saturn, thus fulfilling this 
parameter. 

Till 12" October Jupiter was transiting in 
Virgo where natal Venus is posited, thus 
satisfying the parameter. 

Only 1 planet is transiting in/around Lagna 


PS 


P6 


P7 


Birth Chart 23-10-69 13:22:00 


Navamsha (spousa) 


ЭС Э 
5 


दृष्टान्त - 20 
विश्लेषण 
1. कन्या में स्थित महादशानाथ बुध पर सप्तमेश चन्द्रमा 
ब लग्नेश शनि दोनों की दृष्टि है। नवांश में बुध स्वयं 
सप्तमेश है। अन्तर्दशानाथ शनि डी-! का लग्नेश है 
और वक्रत्व के कारण इसे मीन से भी देख सकते हें 
जहां सप्तमेश चन्द्रमा स्थित है। नवांश में शनि सप्तमेश 
बुध के साथ है। प्रत्यन्तर दशानाथ चन्द्रमा लग्न 
कुंडली का सप्तमेश होकर लग्नेश शनि से प्रभावित 


Guide Shri K.N. Rao < मार्गदर्शन श्री Ger राव 


| Pe | P7 | Pe | 


दृष्यन्त अध्ययन 


Transit Marriage 09.12.1993 


bow] 


ok 
Drs 
ue | 
pe | 


and 7H leaving this parameter unmet. 
P8 7L Moonis posited in 10 H. Parameter not 

met. 
Observations 

Role of transiting Moon — Moon, transiting 
in Libra, is in mutual aspect with the natal LL 
Saturn. 

Aspect of transiting Saturn on ЮК - DK 
Sun is posited in Libra and it receives the Jaimini 
aspect of Saturn which is transitIng in Aquarius. 

PAC of MDL/ADL with 5H/L and/or 
11H/L in D9 — In D9, MDL Mercury and ADL 
Saturn are posited in SH. Saturn is the 1 1L. 


2. चर अन्तर्दशा मेष की है जिससे सप्तम में दाराकारक 
सूर्य है। वृश्चिक में दारापद व दाराकारक नवांश होने 
के कारण मेष पर उसकी जैमिनी दृष्टि भी है। 

3. विवाह सहम मीन में है जबकि गुरु का गोचर तुला में 
है। 12 अक्टूबर तक कन्या में रहते समय गुरु ने सहम 
पर दृष्टि डालकर अपनी रजामंदी दी थी। 

4. गोचर में शनि कुंभ में और गुरु तुला में रहते समय 
मेष में स्थित जन्मकालीन शनि पर दृष्टि डालकर 


49 


Case Studies Astrology and Timing of Marriage (a Scientific Approach) 
दोहरे गोचर की हरी झंडी दे रहे हैं। निरीक्षण 
5. 5 दिन पहले जब सप्तमेश चन्द्रमा सिंह में था तब वह गोचर चन्द्र की भूमिका - तुला में गोचर कर रहा 
कुंभ में गोचर कर रहे लग्नेश शनि से सम-सप्तम था | चन्द्रमा जन्मकालीन लग्नेश शनि पर दृष्टि डाल रहा है। 


और इस मापदंड को पूर्ण कर रहा था। दाराकारक पर गोचर शनि की दृष्टि - तुला 
6. बीते 12 अक्टूबर तक कन्या में गुरु था गोचर था जहां | स्थित दाराकारक सूर्य पर कुंभ से गुजर रहे गोचर के शनि 
जन्मकालीन शुक्र स्थित है। की जैमिनी दृष्टि है। 
т. लग्न/सप्तम के इद्र-गिद्र केवल एक ग्रह है जिससे नवांश मे महादशा व अन्त्दशानाथ का 
यह मापदंड पूरा नहीं होता। पंचम/पंचमेश और एकादश/एकादशेश से सम्बन्ध - 
8. सप्तमेश चन्द्रमा दसवें भाव में है जिससे मापदंड पूरा | दोनों दशानाथ बुध व शनि नवांश में पंचम भाव में बैठे हैं। 
नहीं होता। शनि नवांश का एकादशेश है। 
Case study 21 
Birth Chart 19-01-39 12:30:00 Nevamsha (spouse) Transit Marriage 27.05.1956 


Salem 
IDOM [27.05.1956 
= 
кага 
рк [Mas — | 
км | 
| P2 | P3 | Pa | P5 | Pe | P7 | Ps | UP | 
pP [Seg | 


Analysis and natal 7L posited in Scorpio. Thus, 
Pl MD Lord Moon is the LL of D9. AD and PD Double Transit of Saturn and Jupiter activates 
Lord Jupiter receives the aspect of LL of D1 both — LL and 7L. 
Mars in D1. This marriage-giving propensity | P5 At the time of marriage, LL Mars is transiting 
of Jupiter gets strengthened by Jupiter being in Aquarius and 7L Venus is transiting in 
in mutual exchange with 7L (Saturn) in D9. Gemini. However, In the last week of 
Parameter is fulfilled. February 1956, Venus was transiting in 
P2 Chara Dasha AD is Virgo and it receives the Pisces where it was receiving the fourth 
aspect of Dara Pada, which is in Sagittarius. aspect of Mars, which was translting in 
Parameter is satisfied. Sagittarius. Thus, a working relationship is 
P3 Jupiter is transiting in Leo whereas VS falls established between the LL and 7L in transit. 
in Gemini. Thus transiting Jupiter has no | P6 Jupiter is transiting in Leo but till 2274 May 
connection with VS and the parameter Jupiter was transiting in Cancer and both - 
remains unfulfilled. natal Mars and natal Venus — are posited in 
PA Saturn is transiting in Scorpio and there it is Scorpio and would have received the aspect 
conjoint with natal LL (Mars) and natal 7L of transiting Jupiter. So, the parameter is 
(Venus). Jupiter is transiting in Leo and from fulfilled without considering the sex of the 
there it aspects only Lagna. However, native. 
Jupiter has just entered Leo, till 227 May | P7 5 planets, including Sun, out of 9 planets 
Jupiter was transiting in Cancer and from are transiting in/around Lagna and 7H. So, 
there it would have aspected both natal LL this parameter is fulfilled. 


50 Guide Shri K.N. Rao 4 मार्गदर्शन श्री are राव 


ज्योतिष और विवाह समय ( एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण) 


P8 LL Mars is transiting in Aquarius and is not 
in or around 7H. 7L Venus is transiting in 
Gemini and is not in or around Lagna. So, 
this parameter is not met. 

Observations 
Role of transiting Moon — Moon is 

transiting in Sagittarius. It is aspecting 7L Venus 

which is transiting in Gemini. Further, Moon has 
just come out of RK Axis. 


Birth Chart 19-01-39 12:30:00 


Navamsha (spouse) 


दृष्टान्त - 21 
विश्लेषण 

1. महादशानाथ चन्द्रमा नवांश का लग्नेश हैं अंतर व 
प्रत्यन्तर दशानाथ गुरु पर जन्मकुंडली के लग्नेश 
मंगल की दृष्टि है। नवांश में गुरु ने सप्तमेश शनि से 
घर बदला है। | 

2. चरदशा में अन्तर्दशा है कन्या की, जिस पर धनु की 
दृष्टि है जहां कि दारापद स्थित है। ` 

3. विवाह सहम मिथुन में है जबकि गोचर का गुरु सिंह 
में है। इस कारण यह मापदंड लागू नहीं होती है। 

4. शनि वृश्चिक से गोचर कर रहा है जहां जन्मकालीन 
लग्नेश मंगल व सप्तमेश शुक्र स्थित है। सिंह से 
गोचर कर रहे गुरु की दृष्टि केवल लग्न पर है। 
लेकिन हाल में सिंह में आए गुरु ने 22 मई तक कर्क 
में रहते समय लग्नेश व सप्तमेश दोनों पर नजर डाली 
थी। इस तरह से दोहरा गोचर कार्य कर रहा है। 

5. विवाह के समय लग्नेश मंगल कुंभ में और सप्तमेश 
शुक्र मिथुन में था। ऐसी स्थिति में उनमें कोई सम्बन्ध 
नहीं बनता है। लेकिन फरवरी 1956 के अंतिम 
सप्ताह में मीन में रहते समय शुक्र को मंगल की 
चतुर्थ दृष्टि मिल रही थी। मंगल तब धनु में था। 


Guide Shri К.М. Rao < मार्गदर्शन श्री Фәса राव 


दृष्टान्त अध्ययन 


Aspect of transiting Saturn on DK — 
Saturn is transiting in Scorpio where DK Mars is 
posited. 

PAC of MDL/ADL with 5H/L and/or 
11H/L in D9 — In D9, MDL Moon is being 
aspected by 5L Mars. ADL Jupiter is placed in 
7H where itis mutual aspect with 5L Mars. Jupiter 
aspects 11H. 


900 


6. 22 मई तक कर्क में रहते समय गोचर के गुरु ने 
वृश्चिक स्थित जन्म के मंगल व शुक्र दोनों पर दृष्टि 
डाली। अब जातक कोई भी हो, गुरु ने पूर्ण सहमति 
दे दी है। 
7. सूर्य समेत 5 ग्रह लग्न = सप्तम के इर्द गिर्द हैं। 
8. गोचर का लग्नेश मंगल कुंभ में होने के कारण 
सप्तम से दूर है तो मिथुन में होने के कारण सप्तमेश 
शुक्र लग्न से दूर है। यह मापदंड पूर्ण नहीं होता। 
निरीक्षण 

गोचर चन्द्र की भूमिका - चन्द्रमा का गोचर धनु में 
है जो कि मिथुन में गोचर कर रहे सप्तमेश शुक्र को देख 
रहा है। चन्द्रमा अभी-अभी राहु-केतु के जाल से बाहर 
आया है। | 

दाराकारक पर गोचर शनि की दृष्टि - शनि का 
गोचर वृश्चिक में है जहां दाराकारक मंगल स्थित है। 

नवांश मे महादशा व अन्तर्दशानाथ का 
पंचम/पंचमेश और एकादश/एकादशेश से सम्बन्ध - 
तुला स्थित महादशानाथ चन्द्रमा पर पंचमेश मंगल की दृष्टि 
है। गुरु सप्तम में बैठा एकादश भाव से देख रहा है तो 
पंचमेश मंगल के साथ उसका दृष्टि विनिमय भी है। 


51 


Case Studies Astrology and Timing of Marriage (a Scientific Approach) 


Case study 22 
Birth Chart 05-04-88 09:25:00 Navamaha (spouse) Transit Merriage 22.5.1989 


РОВ |Bhagalpur 
Ve Ma Sa Su MeR Ve 


pow 
uM 
Gra 


«| Pisces 
рк | 
IDKN | Cancer 


Analysis of November 1988 when Venus was 
Pi MDL Jupiter is posited in Leo in D1. Its transiting in Virgo and Mars was transiting 
retrogression means that it is effective from in Pisces. Thus, the parameter is satisfied 
Cancer from where it is in mutual aspect reasonably well. 
with 7L Mars. Jupiter is the 7L of D9. ADL | Рб In the third week of January transiting Jupiter 
Venus is the LL of DI and it is a significator was retrograde in Taurus and therefore it 
of marriage. PDL Rahu, besides being a was effective from Aries where natal Mars 
natural marriage giver, is conjunct with the is posited. The parameter is fulfilled. 
LL Venus. In D9 Rahu is being aspected by | Р7 7 planets, including Sun, are transiting in/ 
LL Mercury. Thus, this parameter is around Lagna and 7H, attesting to the 
applicable. satisfaction of this parameter. 
P2 Chara Dasha AD is Aries, the sign of UP, | P8 LL Mars was transiting in Taurus, the natal 
leading to the fulfilment of this parameter. Lagna, in the mid of April, leading to the 
P3 Jupiter, transiting in Taurus fails to connect fulfilment of this parameter. 
to VS falling in Pisces. This parameter is not | Observotions 
met. Role of transiting Moon — Moon is 
Р4 Transiting Saturn is retrograde in Sagittarius. | transiting in the 7H. 
It affects the natal Lagna and 7H since it is Aspect of transiting Saturn on DK -Satum 


effective from Scorpio. Jupiter is transiting | is transiting in Sagittarius. DK Venus, posited in 

in Taurus, the natal Lagna, and thus it | Pisces, receives the Jaimini aspect of translting 

aspects 7H. Double transit approves the | Saturn. 

marriage. PAC of MDL/ADL with 5H/L and/or 
PS Natal LL Venus is transiting in Taurus and | 1 1H/L in D9 — In 09, ADL Venus is posited in 

natal 7L Mars is transiting in Gemini. These | 11H where it is in mutual aspect with both — 5L 

two were in mutual aspect in the third week | Saturn and 11L Moon. 


दृष्टान्त -22 में लग्नेश है। प्रत्यन्तर दशानाथ राहु इस लग्नेश शुक्र 
विश्लेषण के साथ हे तो नवांश में लग्नेश मंगल की उस पर 
1. महादशानाथ गुरु लग्न कुंडली में सिंह में है और वक्री दृष्टि है। इस तरह से यह पैमाना पूरी तरह लागू होता 
होने के कारण कर्क से सप्तमेश मंगल से दृष्टि है। 
विनिमय #1 नवांश में गुरु सप्तम में है। अन्तर्दशानाथ | 2, चर अन्तर्दशा मेष की है जोकि उपपद ही है। 
शुक्र विवाह का कारक होने के अलावा प्रमुख कुंडली | 3. वृषभ में गोचरस्थ गुरु मीन में पड़ रहे विवाह सहम 


52 Guide Shri K.N. Rao % मार्गदर्शन श्री wu राव 


ज्योतिष और विवाह समय (एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण) 


Birth Chart 05-04-88 09:25:00 


Navamshe (spouse) 


को प्रभावित नहीं कर पा रहा है। 


4. गोचर का वक्री शनि धनु में है। वक्रत्व के कारण वह 


लग्न और सप्तम दोनों को जन्म कुंडली में प्रभावित 
कर रहा है। वृषभ लग्न भाव है जहां गोचर का गुरु 
है। 


. लग्नेश शुक्र का गोचर वृषभ में है जबकि जन्मकालीन 


सप्तमेश मंगल का गोचर मिथुन में है। नवम्बर 1988 
के तीसरे सप्ताह में जब शुक्र कन्या और मंगल मीन 
में था, तब सप्तम दृष्टि का आदान-प्रदान करके 
उन्होंने इस मापदंड को पूर्ण किया था। 


. जनवरी के तीसरे सप्ताह में वृषभ में गोचर का गुरु 


वक्री था। तब वह मेष को प्रभावित कर रहा था जहां 
जन्मकालीन मंगल स्थित है। 


7. सूर्य सहित 7 ग्रह लग्न/सप्तम से उस समय केन्द्रित 
Case study 23 


Birth Chert 16-11-74 05:05:00 


XC CONG 


DAD х 


दृष्टान्त अध्ययन 


fe 


Transit Marriege_22.5.1888 


roe we 
| 
| 
LEN AM 
NNI 
CNN LN 


होकर इस मापदंड को पूर्ण सलामी दे रहे थे। 
8. मध्य अप्रैल में सप्तमेश मंगल वृषभ में था जो कि 

कुंडली का लग्न है। तब यह पैमाना पूर्ण हुआ। 
निरीक्षण 

गोचर चन्द्र की भूमिका - चन्द्रमा सप्तम भाव में 
गोचर कर रहा ÈI 

दाराकारक पर गोचर शनि की दृष्टि - शनि का 
गोचर धनु में है। मीन स्थित दाराकारक शुक्र को जैमिनी 
हिसाब से शनि की दृष्टि मिल रही है। 

नवांश मे महादशा व अन्तर्दशानाथ का 
पंचम/पंचमेश और एकादश/एकादशेश से सम्बन्ध - 
अन्तर्दशानाथ शुक्र नवांश के 11वें भाव में बैठा है और उसे 
पंचमेश शनि की दृष्टि मिल रही है। एकादशेश चन्द्रमा से 
भी उसका परस्पर दृष्टि विनिमय है। 


Navamsha (spouse) 


Transit Marriege, 25.01.2000 


Dati 
ром | 
chara 


IDK | Venus 
[ркм | Cancer - 


Analysis 


P1 


MDL and PDL Venus is the LL of D1.In D9 
Venus, posited in Cancer, is aspected by 7L 


Mercury. ADL Rahu is a natural marriage | P2 


giver and in D1 it is posited in Scorpio with 


Guide Shri К.М. Rao + मार्गदर्शन श्री xu राव 


another marriage giver Venus. In D9 Rahu 
is posited in Lagna. Thus, the parameter is 
satisfied. 

Chara Dasha AD is Taurus which is aspected 
by DKN Cancer. The parameter is met. 


53 


Case Studies 


P3 Jupiter transiting in Aries does not get 


connected to VS falling in Taurus. But the’ 


marriage of this native was fixed four years 
ago when transiting Jupiter aspected VS. 
Thus, this parameter may be taken as 
fulfilled. 

Saturn and Jupiter both are transiting in 
Aries, the natal 7H and they influence 
Lagna, 7L Mars and 7H. Thus the parameter 
is satisfied. 

LL Venus is transiting in Sagittarius and 7L 
Mars is transiting in Aquarius. Thus, this 
parameter is not met. 

Jupiter, transiting in Aries, aspect the natal 
Mars posited in Libra, leading to the 
fulfilment of this parameter. 


pa 


Р5 


P6 


Navamsha (spouse) 


दृष्टान्त - 23 
विश्लेषण 

1. शुक्र महा व प्रत्यन्तर महादशानाथ है तो जन्मकुंडली 
का लग्नेश भी है। नवांश में वह कर्क में स्थित है 
और इस पर सप्तमेश बुध की दृष्टि है। अन्तर्दशानाथ 
राहु ब्याहू है और जन्मकुंडली में लग्नस्थ शुक्र के 
साथ है तो नवांश में लग्न में स्थित है। तीनों दशाओं 
के Pu विवाह के लिए इस तरह सहमति प्रदान कर 
रहे है। 

2. चर अन्तर्दशा वृषभ की है जिस पर कर्क स्थिर 
दाराकारक नवांश की दृष्टि है। 

3. मेष में गोचर कर रहे गुरु का सम्बन्ध वृषभ स्थित 
विवाह सहम से नहीं हो रहा है। लेकिन यह विवाह 4 
वर्ष पहले तय हुआ था। तब गुरु को सहम पर दृष्टि 
थी। 

4. शनि व गुरु दोनों का गोचर मेष में है जो कि कुंडली 


का सप्तम भाव है। वे लग्न और सप्तमेश मंगल को| 


54 


Astrology and Timing of Marriage (c Scientific Approach) 


P7 Only 3 out of planets are transiting in/ 
around Lagna and 7H leaving this parameter 
unsatisfied. 

Neither LL Venus is transiting in 7H nor 7L 
Mars is transiting in Lagna. This parameter 
remains unfulfilled. 

Observations 

Role of transiting Moon — Moon is 
transiting in Virgo. A couple of days ago it was 
aspecting transiting 7L Mars from Leo. 

Aspect of transiting Saturn on DK — 
Saturn is transiting in Aries and it casts its Jaimini 
aspect on DK Venus posited in Scorpio. 

PAC of MDL/ADL with 5H/L and/or 
11H/L in 09 — In 09, MDL Venus is the 11L. 


P8 


Transit Marriage 25.01.2000 


जन्म स्थान | 
аита 
मेष/वृष 
विस. | 
тия किक | 
pem 


भी प्रभावित करके अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। 
5. लग्नेश शुक्र का गोचर धनु में है जबकि मंगल कुंभ 
में है। यह मापदंड ठीक तरह से नहीं लग रहा है। 
6. मेष का गोचर गुरु तुला स्थित जन्मकालीन मंगल पर 
दृष्टि डाल कर इस मापदंड की पुष्टि कर रहा है। 
7. केवल 3 ग्रह सप्तम और लग्न के आस-पास हैं और 
इस तरह से यह पैमाना खरा नहीं उतरता है। 
8. न लग्नेश शुक्र का सप्तम भाव पर और न ही 
सप्तमेश मंगल का लग्न भाव पर गोचर हे। 
निरीक्षण 
गोचर चन्द्र की भूमिका - कन्या में गोचर कर रहा 
चन्द्रमा दो दिन पहले सिंह से सप्तमेश मंगल को देख रहा 
sm 
दाराकारक पर गोचर शनि की दृष्टि - मेष स्थित 
गोचर का शनि वृश्चिक स्थित जन्मकालीन दाराकारक 
शुक्र पर जैमिनीय दृष्टि डाल रहा है। 
नवांश में महादशा व अन्तर्दशानाथ का 


а 


Guide Shri К.М. Rao % मार्गदर्शन श्री Фя राव 


ज्योतिष और विवाह समय ( एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण) 


दृष्टान्त अध्ययन 


पंचम/पंचमेश और एकादश/एकादशेश से सम्बन्ध - | महादशानाथ शुक्र नवांश का एकादशेश है। 


Case study 24 


Birth Chart 05-02-54 13:20:00 


Navemsha (spouse) 


Analysis 

PÍ The person got married in Vimshottri Dasha 
of Satum/Venus/Satrun. Venus is the LL and 
also karak for marriage. In D9 Satrun aspects 
LL of D9 and is aspected by Venus. 

Chara Dasha at the time of marriage was 
Sagittarius/Taurus. Taurus is 7^ from Dara 
Karak Mars. 

Vivah Saham is in Leo. Jupiter is in Capricorn 
and some time back it was in Sagittarius 
and it had aspected Vivah Saham. 

Saturn is transiting 7^ house and thereby 
activating both the Lagna and 7H. Jupiter 
in in the 9H and is aspecting Lagna. 

At the time of marriage LL Venus and the 
7L Mars are transiting together in the 5H in 
Virgo. 


P2 
РЗ 
PA 


P5 


दृष्टान्त - 24 
विश्लेषण 
1. जातक का विवाह शनि/शुक्र/शनि में हुआ। शुक्र 
जन्मकुंडली का लग्नेश है। शनि लग्नेश को दृष्ट 
करता है। नवांश में शनि पर विवाह के कारक शुक्र 
की दृष्टि हैं 
2. चर अन्तर्दशा वृषभ राशि से सप्तम में दाराकारक 
मंगल स्थित है। 
3. विवाह सहम सिंह राशि में स्थित है, जबकि विवाह 
के समय गुरु मकर में गोचरस्थ थे। कुछ समय पहले 


Guide Shri K.N. Rao + मार्गदर्शन श्री mure राव 


Transit Marriage 21.10.1985 


POB | Samastipur 
(Bihar) 


ром | 


This is a male horoscope and at the time of 
marriage Saturn 15 transiting in Capricorn 
where natal Venus is posited. 

It is noted that Sun and three other planets 
are transiting near 7H. 

in this chart neither LL is near 7H nor is 7L 
near Lagna and therefore this parameter is 
not satisfied. 

Observations 

Role of transiting Moon — Moon is in the 
9H with Jupiter and is aspected by Saturn from 
the 7H. 

Aspect of transiting Saturn on DK —Satrun 
in transit is in Scorpio where Dara Karak Mars is 
posited in D1. 

PAC of MDL/ADL with 5H/L and/or 
11H/L in D9 — In D9 it is posited in Aquarius 
and aspects Venus 


गुरु d धनु में रहते समय सहम हो दृष्ट किया था। 
4. शनि का गोचर सप्तम पर है तो गुरु की पंचम दृष्टि 
लग्न पर है। 
5. विवाह के समय लग्नेश शुक्र तथा सप्तमेश मंगल 
एक साथ कन्या राशि में गोचरस्थ थे) ; 
6. यह पुरुष जातक की कुंडली है। विवाह के समय गुरु 
मकर राशि में थे जहां जन्मकालीन शुक्र भी स्थित 21 
7. सूर्य सहित चार ग्रह सप्तम भाव के पास स्थित हैं। 
8. यह मापदंड इस कुंडली में लागू नहीं हो रहा है 
क्योंकि विवाह से तुरन्त पहले लग्नेश सप्तम को या 


55 


Case Studies Astrology and Timing of Marriage (a Scientific Approach) 


Birth Chart 05-02-54 13:20:00 Navamsha (spouse) ut Transit Marriage 21.10.1995 


सप्तमेश गोचर में लग्न को प्रभावित नहीं कर पा रहे | समय शनि वृश्चिक राशि में था जहां जन्मकालीन दाराकारक 


Reed | 
m | 
विस. | 
GNE 
pm | 


हैं। मंगल स्थित है। 
निरीक्षण नवांश मे महादशा व अन्तर्दशानाथ का 
गोचर चन्द्र की भूमिका - चन्द्रमा विवाह के समय | पंचम/पंचमेश और एकादश/एकादशेश से सम्बन्ध - 
नबम भाव में जन्मकालीन लग्नेश पर था। महादशानाथ शनि नवांश में पंचमेश है तथा शुक्र पर 


दाराकारक पर गोचर शनि की दृष्टि - विवाह के | उसकी दृष्टि है। 


Case study 25 


Birth Chart 20-11-64 07:30:00 Navamsha (spouer) Transit Marriage 19.09.1997 


DOM | 
chara 


pK | 
KN | 
ur | 
bp] 


Analysis not only 7H but also natal LL Mars. Taking 
P1 MDL Rahu is posited in 7H in D1. ADL Saturn's retrogression into account, it was 
Saturn is being aspected by LL Mars in D1. influencing natal 7L Venus as well. Jupiter is 
Saturn is posited in Lagna in D9. PDL transiting in Aries from where it is aspecting 
Mercury is posited in Lagna in D1 and both — natal LL Mars and natal 7L Venus. 
recelves the aspect of LL Mars in D9. Thus Thus the parameter Is met. s 
thls parameter is met. P5 Till 10" June, 1986, i.e., a little more than a 
P2 Chara Anter Dasha is Scorpio. The parameter year before marriage, LL Mars was transiting 
is not met. in Sagittarius and it was in mutual aspect 
P3 Till 2^* February, Jupiter was transiting in with 7L Venus transiting in Gemini. 
Aquarius. However, the parameter is not met. 


P4 Saturn is transiting in Lagna and aspecting | P6 Jupiter transiting in Aries is in mutual aspect 


56 Guide Shri K.N. Rao + मार्गदर्शन श्री mm राव 


ज्योतिष और विवाह समय ( एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण ) 


with natal Venus, leading to the fulfilment 
of this parameter. 
6 planets, including Sun, out ofthe 9 planets 
are transiting in/around Lagna and 7H. The 
parameter is satisfied. 
LL Mars was transiting in Taurus, the natal 
7H, tM 14^ May thus satisfying the 
parameter. 
Observotions 

Role of transiting Moon — Moon is 


दृष्टान्त - 25 
विश्लेषण 

1. महादशानाथ राहु डी-1 के सप्तम भाव में हे और 
अन्तर्दशानाथ शनि पर लग्नेश मंगल की दृष्टि है। 
शनि नवांश के लग्न में है। प्रत्यन्तर दशानाथ बुध 
(डी-1 में) लग्न में है तो नवांश में उस पर लग्नेश 
मंगल की दृष्टि है। 

2. चर अन्तर्दशा वृश्चिक की है और पैमाने पर यह फिर 
नहीं बैठता। 

3. 2 फरवरी तक गुरु कुंभ को प्रभावित कर रहा था, 
जहां विवाह सहम स्थित है। 

4. लग्न भाव वृश्चिक से गोचर कर रहा शनि न केवल 
सप्तम भाव, बल्कि जन्मकालीन लग्नेश मंगल को भी 
देख रहा ё वक्री दृष्टि लेने पर वह सप्तमेश शुक्र को 
भी प्रभावित कर रहा है। मेष से गुजर रहा गुरु 
जन्मकालीन लग्नेश मंगल और सप्तमेश शुक्र दोनों 
को ही प्रभावित कर रहा है। इस तरह से दोहरा गोचर 
पूर्ण लागू होता है। 

5. एक वर्ष पहले 10 जून 1986 तक लग्नेश मंगल ध 
नु में रहते समय मिथुन स्थित सप्तमेश शुक्र से 


Guide Shri K.N. Rao > मार्गदर्शन श्री Фә राव 


दृष्टान्त अध्ययन 


transiting in Pisces, in RK Axis. The transiting 
Moon is being aspected by natal LL Mars. 

Aspect of transiting Saturn on DK — 
Saturn is transiting in Scorpio. However, because 
of its retrogression, Saturn is effective from Libra 
and thus influences DK Venus which is posited 
there. 

PAC of MDL/ADL with 5H/L and/or 
11H/L in D9 — In D9, MDL Rahu is posited in 
11H. 


UNAM 


Transit Marriage 18.06.1987 


सम-सप्तम दृष्टि विनिमय जरूर कर रहा था। लेकिन 
मापदंड तो खरा नहीं उतरता। 

. गोचर का गुरु मेष में होकर पुरुष कुंडली के जन्मकालीन 
शुक्र को सप्तम दृष्टि देकर इस मापदंड को पूर्ण कर 
रहा था। 

. सूर्य समेत 9 में से 6 ग्रह लग्न या सप्तम के इद्र गिद्र 
थे। 

8. 11 मई तक लग्नेश मंगल का गोचर सप्तम भाव 
वृषभ में था। 

निरीक्षण 

गोचर चन्द्र की भूमिका - मीन में गोचर करते 
समय चन्द्रमा राहु-केतु अक्ष पर है। इस पर लग्नेश मंगल 
की दृष्टि है। 

दाराकारक पर गोचर शनि की दृष्टि - वैसे तो 
शनि वृश्चिक में गोचर कर रहा हैं, लेकिन वक्रत्व के 
कारण पिछले भाव तुला में बैठे जन्मकालीन शुक्र को उसने 
प्रभावित किया जो कि यहां दाराकारक है। 

नवांश में महादशा व अन्तर्दशानाथ का 
पंचम/पंचमेश और एकादश/एकादशेश से सम्बन्ध - 
महादशानाथ राहु 11वें भाव कन्या है। 


® 


M 


57 


Case Studies Astrology and Timing of Marriage (о Scientific Approach) 
Birth Chart 10-10-53 20:00:00 Navamsha (spouse) : Transit Today Marriage-21.11.1979 


Case study 26 P6 Jupiter is aspecting natal Venus fulfilling the 
parameter. 
Analysis P7 Four planets Sun, Mer, Moon, and Venu: 
Pi MDL Saturn is aspecting 7" Н of D9. ADL are in 7* H. 
Mars is also aspecting 7^ H of D1. PDL Rah | P8 LL Venus is in 7" Н. 
is in Lagna of D9. Observations 
P2 Taurus (AD) was running in Chara dasha. Role of transiting Moon — Moon is in 7^ 
Taurus has Dara Pada and is aspected by | H on the day of marriage. 
DKN. Aspect of Saturn on DK — Saturn aspect 
P3 Jupiterhas already activated VS from Cancer. | оп DK Jupiter. 
P4 Saturn is aspecting 7^ H where as Jupiter is PAC of MDL/ADL WITH 5H/L or 11H/L 
with 7" L Mars. — ADL Mars is posited with 11L Jupiter and PDL 
P5 Piya Milan has taken place few months back. | Rahu is belng aspected by 1 1L Jupiter. 


ल्ला] 
{ттт va 
LIN 
LM 
pm _ 


Girth Chart 10-10-53 20:00:00 Navamsha (spouse) Transit Today Marriage-21.11.197: 


i 
काः m | 
m 
MOX ES Z 
दृष्टान्त - 26 पर दाराकारक नवांश की भी दृष्टि है। _ 
विश्लेषण 3. विवाह सहम मकर में है जबकि विवाह के समय गुरु 


1. नवांश में महादशानाथ शनि लग्नेश होकर दशम में सिंह राशि में था। विवाह से कुछ समय पहले कर्क में 
बैठा है और वहां से सप्तम भाव एवं सप्तमेश को दृष्ट रहते समय पिछले भाव से उसने विवाह सहम को 
कर रही है। मंगल सप्तमेश होकर सप्तम को देखता दृष्ट किया। 
है। प्रत्यन्तर दशानाथ राहु नवांश में लग्न में है। अतः | 4. विवाह के समय गुरु सिंह में था। जन्मकुंडली में 
यह दशा विवाह के लिए अनुकूल दशा थी। लग्नेश शुक्र तथा सप्तमेश मंगल सिंह में ही स्थित है। 

2. चर अन्तर्दशा वृषभ राशि में दारापद स्थित है और उस विवाह के समय शनि कन्या में थे जहां से उसने 


58 Guide Shri К.М. Rao % मार्गदर्शन श्री केन्एन" राव 


ज्योतिष और विवाह समय ( एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण ) 


सप्तम भाव को तीसरी दृष्टि दी। 

5. विवाह के समय लग्नेश शुक्र वृश्चिक राशि में तथा 
सप्तमेश मंगल सिंह में थे। मंगल ने चतुर्थ दृष्टि से 
लग्नेश शुक्र को दृष्ट किया। 

6. यह कुंडली पुरुष जातक की है। विवाह के समय सिंह 
राशि में गुरु था जहां पर जन्मकुंडली के शुक्र बैठे हैं। 

7. विवाह से समय गोचर के सूर्य सहित चार ग्रह सप्तम 
भाव में स्थित हे! 

8. विवाह के समय लग्नेश शुक्र सप्तम भाव में होकर 
इस मापदंड को पूरा कर रहा है। 


दृष्टान्त अध्ययन 


निरीक्षण 

गोचर चन्द्र की भूमिका - विवाह के समय चन्द्रमा 
सप्तम भाव में था। 

दाराकारक पर गोचर शनि की दृष्टि - विवाह के 
समय शनि कन्या राशि में गोचरस्थ था, जहां से उसने 
दाराकारक गुरु को जैमिनी दृष्टि दी। 

नवांश में महादशा व अन्तर्दशानाथ का 
पंचम/पंचमेश और एकादश/एकादशेश से सम्बन्ध - 
अन्तर्दशानाथ मंगल नवांश के एकादशेश गुरु के साथ बैठे 
हैं। प्रत्यन्तर दशानाथ राहु नवांश के पंचमेश बुध के साथ 
बैठे हैं और एकादशेश गुरु की दृष्टि भी है। 


Case study 27 
Transit Marriage 01.12.1991 


Birth Chart 27-04-65 09:15:00 Navamaha (spouse) 


Analysis 


P1 MDLand PDL Saturn is posited in 5H in DO 
and it aspects 7H. ADL Sun is posited in 
Aries in DÍ with natural marriage giver 
Venus. In D9, Sun is posited in Cancer where 
its receives the fifth aspect of LL Jupiter. 
Thus, the parameter is satisfied. 

Chara Dasha AD is Cancer where It is 
aspected by DK Jupiter is posited. The 
parameter is met. 

Jupiter transiting in Leo aspects VS in Aries, 
thus leading to fulfilment of this parameter. 
Satum is transiting in Capricorn from where 
it casts its third aspect on natal LL Mercury 
posited in Pisces. Further, this transiting 
Saturn receives the ninth aspect of natal 7L 
Jupiter posited in Taurus. Jupiter transiting 
in Leo casts its fifth aspect on natal 7H 
Sagittarius. Thus, double transit clears the 


P2 


P3 


P4 


Guide Shri K.N. Rao + मार्गदर्शन श्री Фя राव 


| P4 | P5 | Pe | 77 | РВ (| 01 | UP [Pisces | 
P| 


РОВ |Ambala 


ром | 


chara 
DK 


marriage. 
Transit of both - LL Mercury and 7L Jupiter - 
in Leo till 24^ September is a harbinger of 
the impending marriage. 
Jupiter transiting in Leo casts its ninth aspect 
on natal Venus posited in Aries. The 
parameter is fulfilled. 
5 planets, including Sun, are transiting in/ 
around Lagna and 7H, leading to the 
satisfaction of this parameter. 
Till the previous day LL Mercury was 
retrograding in Sagittarius, the natal 7H and 
it will transit in 7H from 7" January, thus 
meeting the parameter. 
Observations 

Role of transiting Moon — Moon is 
transiting in Virgo from where it aspects natal LL 
Mercury posited in Pisces. 

Aspect of transiting Saturn on DK — DK 


P7 


59 


Case Studies Astrology and Timing of Marriage (o Scientific Approoch) 


11H/L in D9 — In D9, MDL Saturn is posited in 
5H and it aspects 11H. 


Jupiter is posited in Taurus and it receives the 
Jaimini aspect of Saturn transiting in Capricorn. 
PAC of MDL/ADL with 5H/L and/or 


Navamsha (spouse) Transit Marriage. 01.12.1991 


Birth Chart 27-04-85 08:15:00 


ववाह तारीख 

=] 

ES o o | 

मीन | 

8 ж Ex | 

दृष्टान्त - 27 का गोचर था और इस तरह यह पिया-मिलन हुआ। 
विश्लेषण 6. सिंह स्थित गोचर गुरु ने मेष स्थित जन्मकालीन शुक्र 
1. महादशा व प्रत्यन्तर दशानाथ शनि नवांश के पंचम (पुरुष कुंडली) पर दृष्टि डालकर इस मापदंड को 


भाव में है। अन्तर्दशानाथ सूर्य लग्न कुंडली में मेष में सही ठहराया। 
विवाह के नैसर्गिक कारक शुक्र के साथ है। नवांश में | 7. सूर्य समेत 5 ग्रह भी लग्न/सप्तम के आसपास जमा 
कर्क में स्थित सूर्य को लग्नेश गुरु की पंचम दृष्टि होकर अपनी स्वीकृति दे रहे हैं। 
मिल रही है। 8. एक दिन पहले तक लग्नेश बुध धनु में वक्री था जो 
2. चर अन्तर्दशा कर्क की है जिसे दाराकारक गुरु देखकर कि सप्तम भाव है। 
इस नियम को लागू कर रहा है। निरीक्षण 
3. सिंह में गोचर कर रहा गुरु मेष स्थित विवाह सहम गोचर चन्द्र की भूमिका - कन्या में गोचर कर रहा 
पर दृष्टि डालकर अपनी अनुमति दे रहा है। चन्द्रमा मीन स्थित जन्मकालीन लग्नेश बुध को देखता है। 
4. मकर में गोचर कर रहा शनि मीन स्थित लग्नेश बुध दाराकारक पर गोचर शनि की दृष्टि - दाराकारक 
पर तृतीय दृष्टि डाल रहा है तो स्वयं उसे वृषभ स्थित | गुरु वृषभ में है जिस पर गोचर के शनि की जैमिनी दृष्टि 
जन्मकालीन सप्तमेश गुरु की दृष्टि मिल रही है। | है। 
गोचर का गुरु सिंह में रहकर सप्तम भाव धनु को नवांश में महादशा व अन्तर्दशानाथ का 
देख कर दोहरे गोचर का नियम लागू कर रहा है। | पंचम/पंचमेश और एकादश/एकादशेश से सम्बन्ध - 
5. 24 सितम्बर तक सिंह में लग्नेश बुध व सप्तमेश गुरु हा त शनि पंचम में है और тапса чта को देख 
रहा है। 


Case study 28 
Birth Chart 19-12-48 05:10:00 Navamsha (spouse) Transit Merriege 23.02.1980 


60 Guide Shri K.N. Rao * मार्गदर्शन श्री केन्एन० राव 


ज्योतिष और बिवाह समय (чер वैज्ञानिक दृष्टिकोण ) 


Analysis 

P1 MDL Ket is with 7^ L of DO. ADL and PDL 
Sun is with LL Mars in D1. 

P2 AD Taurus was running in Chara Dasha. 
Taurus has DKN placed in it. 

P3 Jupiteris aspecting VS through retro aspect 
from Leo. 

P4 Saturn is aspecting lagna, and Jupiter is 
aspecting LL Mars. 

P5 Ріуа Milan has taken place a month ago. 


दृष्टान्त अध्ययन 


Рб Jupiter is aspecting natal Venus through 

retro aspect. 
P7 This parameter is not fulfilled. 
P8 Thisparameteris also not valid for this case. 
Observations 

Role of transiting Moon — Moon is in 7" 
H on the day of marriage. 

Aspect of Saturn on DK — Saturn does not 
aspect on DK. 

PAC of MDL/ADL WITH 5H/L or 11H/L 
— Not connected. 


Birth Chart 19-12-48 05:10:00 Navamsha (spouse) 


Transit Marriage, 23.02.1880 


5. विवाह के समय मंगल लग्नेश वक्री होकर सिंह में थे 
जबकि शुक्र मीन रीश में। अतः मंगल ने अष्टम दृष्टि 
से शुक्र को दृष्ट किया। 

6. यह पुरुष जातक की कुंडली है। सिंह में गोचर कर 
रहे वक्री गुरु ने पिछले भाव से जन्मकालीन शुक्र को 
पंचम दृष्टि दी। 

7. यह मापदंड इस कुंडली पर फिर नहीं बैठता है। 

8. यह मापदंड भी पूरा नहीं होता हे। 

निरीक्षण 

गोचर चन्द्र की भूमिका - चन्द्रमा सप्तम में है। 

दाराकारक पर गोचर शनि की दृष्टि - दाराकारक 
सूर्य पर गोचर शनि की दृष्टि नहीं है। 

नवांश मे महादशा व अन्तर्दशानाथ का 
पंचम/पंचमेश और एकादश/एकादशेश से सम्बन्ध - 
दशानाथों का नवांश के 5/11 अक्ष से कोई सम्बन्ध नहीं 


1. महादशानाथ केतु पर नवांश में सप्तमेश शनि की 
दृष्टि है। अन्तर्दशानाथ सूर्य लग्न कुंडली में लग्नेश 
मंगल के साथ है तो नवांश में वह स्वयं लग्नेश है। 

2. चर अन्तर्दशा वृषभ में दाराकारक नवांश स्थित है। 
अतः यह दशा विवाह के लिए उपयुक्त दशा थी। 

3. विवाह सहम कर्क में स्थित है विवाह के समय गुरु 
वक्री होकर सिंह में थे। अतः वक्री होने के कारण 
पिछले भाव से विवाह सहम पर दृष्टि डाली। 

4. विवाह के समय गुरु वक्री होकर सिंह में गोचरस्थ 
थे। अतः पिछले भाव से गुरु ने लग्न भाव तथा 
सप्तमेश को पंचम दृष्टि से देखा। विवाह के समय 
शनि वक्री होकर कन्या में गोचरस्थ थे। शनि ने 
तीसरी दृष्टि से लग्न तथा सप्तमेश को दृष्ट किया। 


बन पा रहा है। 
Case study 29 
Analysis D1. Sun is the LL of D9. PDL Venus, besides 
P1 MDL Rahu isin mutual aspect with 7L Saturn being a significator for marriage, is conjunct 


in D9. ADL Sun is posited with 7L Jupiter in 


Guide Shri K.N. Rao * मार्गदर्शन श्री केण्एन० राव 


with 7L Jupiter in D1. Venus is posited in 


61 


Case Studies Astrology and Timing of Marriage (a Scientific Appraach) 


Birth Chart 01-02-74 22:48:00 Navamsha (spouse) Transit Marriege 24.11.2007 


Uttarakhand 


[DOM |24.11.2007 
Vim 


7H of D9. The parameter is fulfilled. not met. 
P2 Chara Dasha AD is of Leo and it is in 1-7 | P7 4 out of 9 planets are transiting in/around 
axis with DK Mercury. Parameter is met. Lagna and 7H, leading to a reasonable 
P3 Jupiter is transiting in Sagittarius - the sign satisfaction of this parameter. 
in which VS falls, thus leading to the | P8 Neither LL Mercury Is translting in 7H nor 
satisfaction of this parameter. 7L Jupiter is transiting in Lagna, leaving this 
PA Saturn is transiting in Leo from where it is in parameter unfulfilled. 
mutual aspect with natal LL Mercury. Jupiter | Observations 
was transiting in Scorpio till 2 1* November Role of transiting Moon — Moon is 
and from there it was aspecting the 7H. So, | transiting in Taurus where it receives the fifth 
the parameter is met. aspect of natal 7L Jupiter. 
P5 On 16" August LL Mercury was transiting Aspect of transiting Saturn on DK — 


in Cancer where it received the ninth aspect | Saturn is transiting in Leo and it is in 1-7 axis 
of 7L Jupiter transiting in Scorpio. Thus, the | with DK Mercury posited in Aquarius. 
parameter is met. PAC of MDL/ADL with 5H/L and/or 
P6 Jupiter transiting In Sagittarius does not get | 11H/L in D9 — In D9, MDL Rahu is being 
connected to natal Venus is retrograde and | aspected by both - 5L Jupiter and 11L Mercury. 
is posited in Capricorn. The parameter is | ADL Sun is posited in 11H and it aspects 5H. 


Birth Chart 01-02-74 22:48:00 Navamsha (spouse) Transit Marriage, 24.11.2007 ix 


чате तारीख 24-11-2007 


me 
aM 


दृष्टान्त - 29 विनिमय कर रहा है। अन्तर्दशानाथ सूर्य लग्न कुंडली 
विश्लेषण के सप्तमेश गुरु के साथ है। वह नवांश का लग्नेश 
1. महादशानाथ राहु नवांश में सप्तमेश शनि से दृष्टि भी है। प्रत्यन्तर दशानाथ शुक्र विवाह का नैसर्गिक 


i 
m 
Rx 
! 
Sm em 
हिर 
= 


62 Guide Shri К.М. Rao % मार्गदर्शन श्री Фа» राव 


ज्योतिष और विवाह समय (एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण ) दृष्टान्त अध्ययन 


कारक होने के अलावा डी-1 के सप्तमेश गुरु Ф| 7. 9 में से 4 ग्रह लग्न/ सप्तम के आसपास रहकर इस 
साथ है और नवांश में वह सप्तम भाव में बैठा हे! इस नियम को स्वीकृति दे रहे हैं। 
तरह से तीनों दशानाथ विवाह का संकेत दे रहे हैं। | 8. न तो लग्नेश बुध का गोचर सप्तम में है और न ही 


. चर अन्तर्दशा सिंह की है जिससे सप्तम में दाराकारक सप्तमेश गुरु का लग्न में। इसलिए यह मापदंड यहां 


बुध स्थित है। खरा नहीं उतरता है। 


‚ विवाह सहम धनु में है और विवाह के समय गुरु का | निरीक्षण 


वहीं पर गोचर था। गोचर चन्द्र की भूमिका - वृषभ से गुजर रहे 


. सिंह से गोचर कर रहे शनि की दृष्टि जन्मकालीन | चन्द्रमा पर जन्मकालीन सप्तमेश गुरु की दृष्टि है। 


लग्नेश बुध पर है। 21 नवम्बर तक गोचर का गुरु दाराकारक पर गोचर शनि की दृष्टि - सिंह से 
वृश्चिक में था और तब सप्तम भाव को दृष्टि देकर | गोचर कर रहे शनि से सप्तम में दाराकारक बुध (कुंभ में) 
उसने दोहरे गोचर का नियम लागू किया था। बैठा है। 


. 16 आगस्त को लग्नेश बुध कर्क में था जहां उसे नबांश में महादशा व अन्त्दशानाथ का 


वृश्चिक में गोचर कर रहे सप्तमेश गुरु की दृष्टि | पंचम/पंचमेश और एकादश/एकादशेश से सम्बन्ध - 
मिली थी। अतः यह पैमाना भी लागू हुआ। महादशानाथ राहु पर पंचमेश गुरु एकादशेश बुध दोनो की 


. धनु में फिलहाल गुरु है और जन्म के शुक्र से उसका | ही दृष्टि है तो अन्तर्दशानाथ सूर्य 11वें भाव में बैठकर और 


कोई सम्बन्ध नहीं बन रहा है। के पंचम भाव को देख रहा हे! 
Case study 30 


Birth Chart 05-08-81 08:15:00 Nevamsha (spouse) Transit Marriaga 23.04.2003 


bon 


Analysis 


P1 


P2 


P3 


P4 


P5 
P6 


MD lord Rahu is placed with lagna lord.AD | P7 зри с. of 9 planets аге around lagna 
lord Ketu is in 1/7 axis of LL.PD | mer is re ith ах disin 7^ H 7" lord i 
posited with Rahu in D1 and is 7L of D9. I». डाटा gene lora isin one оп 


in chara dasha AD is of Virgo which has DK lagna, henge the parameter eno et 
in it Observations 


Jupiter is transiting in Can and from there it Role of transiting Moon = Мооп is 
is aspecting VS which is in CAP transiting over VS, also aspecting LL sun and 


Jupiter is transiting over natal lagna lord MDE RAN f "m 
Sun and Saturn is in 11" Н from where it is Aspect О Satum on DK — Saturn is In 
aspecting Lagna Gemini and is aspecting DK, the natal Saturn 
Patameteris nether: PAC of MDL/ADL WITH 5H/L or 11H/L 


h А is "m 
Jupiter has already influenced natal Mars | _ Eire of ер Me Is In Rahul Ketu, exi an 
while transiting in Gemini DX ап ords) 


Guide Shri K.N. Као * मार्गदर्शन श्री केग्एनः राव 63 


Case Studies Astrology and Timing of Marriage (a Scientific Approach) 


Sirth Chart 05-08-81 08:15:00 Navamsha (spouse) Transit Marriage 23.04.2003 म स्थान रांची | 
X d EX УС a 
тї | 
m | 
NNNM 
Ж“ Ж S M RE 
दृष्टान्त - 30 प्रभावित करके इस मापदंड को पूर्ण कर चुका था! 
विश्लेषण 7. लग्न और सप्तम के आस पास 9 में से 7 ग्रह स्थित 


1. महादशानाथ राहु के साथ लग्नेश सूर्य है तो अन्तर्दशा हैं। 
केतु से सप्तम में लग्नेश है। प्रत्यन्तर दशानाथ बुध | 8. गोचर का लग्नेश सूर्य सप्तम भाव को तथा सप्तमेश 
राहु व सूर्य के साथ जन्मकुंडली में है तो नवोश का शनि लग्न को प्रभावित नहीं करते, जिससे यह मापदंड 


वह सप्तमेश है। पूरा नहीं होता। 
2. चर अन्तर्दशा राशि कन्या में स्वयं दाराकारक शनि | निरीक्षण 
स्थित है। गोचर चन्द्र की भूमिका - गोचर का चन्द्र मण्डप 


3. गोचर में गुरु द्वादश भाव (कर्क) से चौथे भाव | के नजदीक भाग्येश के साथ बैठकर आशीर्वाद दे रहा है। 
(वृश्चिक) में स्थित विवाह सहम को प्रभावित करके दाराकारक पर गोचर शनि की दृष्टि - कुंडली में 
इस मापदंड को भी पूरा करता है। दाराकारक शनि कन्या राशि में स्थित होकर गोचर के 

4. गोचर का शनि मिथुन से लग्न को प्रभावित कर रहा | मिथुन राशि में बैठे शनि से दृष्टि सम्बन्ध दिखा रहा है। 
है। गोचर का गुरु लग्नेश के ऊपर से गुजर रहा है। नवांश में महादशा व अन्तर्दशानाथ का 

5. यह मापदंड यहां पूरा नहीं होता है। पंचम/पंचमेश और एकादश/एकादशेश से सम्बन्ध - 

6. मिथुन से गुजरते समय गुरु जन्मकालीन मंगल को | नवांश का पंचमेश मंगल राहु-केतु अक्ष पर ÈI 


Case study 31 
Birth Chart 19-10-71 02:00:00 Navamsha (spouse) Transit Meniage, 30.04.1989 


Ju/Sat/Ra 


kw | 
UP | Scorpio 
"ERN 
Analysis P2: AD Tau is aspected by DK and DKN (both are 
Pt: MDL lord Jupiter is aspecting 7^ L Saturn, in Lib) 
ADL Saturn is 7% lord of D1 and Rahu is | P3: Jupiter is aspecting VS from Pisces 
unconditional marriage giver. P4: Saturn is aspecting LL Sun through 7" aspect 


64 Guide Shri K.N. Rao < मार्गदर्शन श्री Фя राव 


ज्योतिष और विवाह समय ( एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण ) 


but Jupiter has no connection 

P5: Saturn and Sun are in 9^ H showing Piya 
milan 

P6: Juplter has no connection with natal Mars 

P7: four planets Sun, Saturn, Mercury, and Jupiter 
are close to 7^ H 

P8: Neither lagna lord is in 7^ H nor 7* lord in 
lagna 


Birth Chart 19-10-71 02:00:00 Navamsha (spouse) 


दृष्टान्त - 31 
विश्लेषण 

1. जन्मकुंडली में दशानाथ पंचमेश गुरु से सम-सप्तम 
अन्तर्दशानाथ शनि स्थित है तथा प्रत्यन्तर राहु का 
राशीश भी शनि है। नवांश में शनि लग्न में और गुरु 
सप्तम में स्थित है। यह मापदंड पूरा होता है। 

2. चर अन्तर्दशा वृषभ राशि की है जिस पर तुला स्थित 
दाराकारक व दाराकारक नवांश की दृष्टि है। 

3. चतुर्थ भाव (वृश्चिक) में स्थित विवाह सहम को 
LT भाव (मीन) में स्थित गुरु ने प्रभावित किया 

। 

4. गोचर के शनि ने नवम भाव (मेष) में बैठकर लग्नेश 
सूर्य को प्रभावित किया, लेकिन गोचर गुरु ने मीन में 
बैठकर प्रभावित नहीं किया। दोहरे गोचर का मापदंड 
पूरा नहीं होता है। 

5. गोचर का लग्नेश सूर्य तथा सप्तमेश शनि दोनों नवम 
भाव में एक साथ बैठे हैं अर्थात्‌ पिया मिलन हुआ है। 
यह मापदंड पूरा होता है। 


दृष्यन्त अध्ययन 


Observotions 


Role of transiting Moon — Moon is 


transiting in 1-7 axis with LL and DK and DKN 


Aspect of Saturn on DK — Saturn is in 1/7 


axis of DK 


PAC of MDL/ADL WITH 5H/L or 11H/L 


— D9 117 lord Saturn is Aspecting MDL Jupiter 


and 5% L Sun is with Jupiter 


Transit Marriage, 30.04.1999 


a | 
m 


Wem 
(का qi | 
तुला | 
ps [वृश्चिक | 
हाप सिंह | 
6. वृश्चिक में गोचर कर रहे गुरु ने जन्म कुंडली के 
मंगल को प्रभावित नहीं किया। यह मापदंड पूरा नहीं 
होता है। 
7. नवांश में लग्न और सप्तम के आस-पास गोचर में 
सूर्य समेत कई ग्रह है। 
8. गोचर में लग्नेश सूर्य ने सप्तम को तथा सप्तमेश शनि 
ने लग्न भाव को प्रभावित नहीं किया। इसलिए यह 
मापदंड पूरा नहीं होता है। 
निरीक्षण 

गोचर चन्द्र की भूमिका - लग्नेश सूर्य के ऊपर से 
गोचर कर रहा चन्द्रमा दरअसल दाराकारक व दाराकारक 
नवांश के ऊपर ही है। 

दाराकारक पर गोचर शनि की दृष्टि - तुला राशि 
में बैठे दाराकारक सूर्य को (जन्मकुंडली) गोचर में शनि 
मेष से (नवम) प्रभावित कर रहे हैं। 

नवांश में महादशा व अन्तर्दशानाथ का 
पंचम/पंचमेश और एकादश/एकादशेश से सम्बन्ध - 
महादशानाथ गुरु स्वयं पंचमेश di 


H 


Case study 32 


Analysis 
рі MDL Moon is placed in 7^ Н OF D9 and 
ADL Mars is in 7" Н of D1 


Guide Shri K.N. Rao <« मार्गदर्शन श्री केन्एन राव 


P2 ADScorpiois 1/7 axis of DK and is aspected 
by 7Pad from Cancer 
P3 Jupiteris aspecting VS (Sagittarius) from Leo 


65 


Case Studies Astrology and Timing of Marriage (o Scientific Approach) 


Birth Chart 28-09-41 06:07:00 


Navamsha (spouse) 


Transit Marriage, 02.12.1967 


(Pakistan) 


ow | 


ок 
ока | 
ur _ 


PA Saturn is in 7" Н aspecting Lag and Jupiter | РЗ Neither lagna lord is in 7^ Н nor 7" lord is 
has already influenced 7" Н through 90 in lagna 
aspect while transiting in Cancer Observations 
P5 Mercury the 7L was transiting with Jupiter Role of transiting Moon — Moon is 
in Leo a few months back. aspecting DK Saturn and is transiting over LL 
P6 For male native Jupiter should influence | Mercury 
Venus but in this case Jupiter has no Aspect of Saturn on DK — Saturn is not 
connection with Venus aspecting DK 
P7 ali planets are scattered in the horoscope PAC of MDL/ADL WITH 5H/L or 11H/L 
— 117 L of D9 Jupiter is aspecting AD lord Mars 


Birth Chart 28-09-41 08:07:00 Navamshe (spouse) 


दृष्टान्त - 32 
विश्लेषण 

1. महादशानाथ चन्द्र पर सप्तमेश गुरु की दृष्टि है। 

अन्तर्दशानाथ मंगल सप्तम में है तथा प्रत्यन्तर दशानाथ 


कर रहे गुरु ने प्रभाव नहीं डाला है। कक में रहते 
समय उसने प्रभावित किया था। नवांश में जरूर वह 
सप्तम पर है। 


गुरु सप्तमेश है। नवांश में चन्द्रमा सप्तम में है। 5. वृश्चिक में गोचर कर रहे लग्नेश बुध का -सिंह में 
2. चर अन्तर्दशा वृश्चिक की है जिससे सप्तम में दागकारक| गोचर कर रहे गुरु से पिया मिलन हो चुका है। यह 
शनि स्थित है। ind पूरा होता है। е 
з. चतुर्थ भाव (धनु) में स्थित विवाह सहम को सिंह में | 6. सिंह 5 गोचर कर रहे गुरु ने b: के शुक्र को 
गोचर कर रहे गुरु ने प्रभावित करके इस मापदंड से प्रभावित नहीं किया है। यह मापदंड लागू नहीं होता 
पूर्ण किया। है। T 
4. गोचर शनि सप्तम भाव में है लेकिन सिंह में गोचर | 7. लग्न या सप्तम के आस-पास सूर्य का गोचर नहीं है 
66 Guide Shri K.N. Rao % मार्गदर्शन श्री Фәда राव 


ज्योतिष और विवाह समय ( एक वैज्लानिक दृष्टिकोण ) 


फिर भी 9 में से 4 ग्रह गोचर कर रहे I 
8. गोचर में लग्नेश बुध ने सप्तम को तथा सप्तमेश गुरु 
ने लग्न को प्रभावित नहीं किया है। यह मापदंड पूरा 
नहीं होता है। 
निरीक्षण 
गोचर चन्द्र की भूमिका - चन्द्र तृतीय भाव पर 
गोचर करके नवम भाग्य स्थान को देख रहा है। 


दृष्टान्त अध्ययन 


दाराकारक पर गोचर शनि की दृष्टि - वृषभ 


राशि में स्थित दाराकारक शनि पर मीन में गोचर कर रहे 
शनि की जैमिनी दृष्टि नहीं है। 


नवांश में महादशा व अन्तर्दशानाथ का 


पंचम/पंचमेश और एकादश/एकादशेश से सम्बन्ध - 


अन्तर्दशानाथ मंगल की पंचम भाव पर दृष्टि है तो एकादशेश 


गुरु पर भी । 


Case study 33 


Birth Chart 10-12-54 13:55:00 


Navamshe (spouse) 


Analysis 

P1 MDL Jupiter is the LL of D1 and aspects the 
Lagna & 7L mercury. In D9 Jupiter is casting 
its ninth aspect on LL Saturn. ADL Saturn is 
the LL of D9 and it aspects Lagna. PDL 
Venus, besides being a natural marriage 
giver, is posited with LL Saturn in D9. Thus, 
the parameter is fulfilled. 

Chara Dasha AD is Sagittarius which receives 
the aspect of UPL Gemini, leading to the 
fulfilment of this parameter. 

VS falling in Aquarius receives the aspect of 
Jupiter transiting in Leo. Parameter is met. 
Saturn is transiting in Virgo, the natal 7H, 
and aspects Lagna. Jupiter is the natal LL 
and it is transiting in Leo. Retrogression of 
transiting Jupiter means it is effective from 
Cancer and gets connected to natal LL 
Jupiter and natal 7L Mercury. Thus, the 
parameter is met. 

LL Jupiter in transit is retrograding in Leo 
and is effective from Cancer from where it 
is in mutual aspect with 7L Mercury 
transiting in Capricorn. The parameter is 


Guide Shri К.М. Rao 4* मार्गदर्शन श्री ae राव 


Pz 


P3 


P4 


PS 


Transit Marriage 28.01.1980 


рон | 
chara 
em 

DN 
DN 
uP | 


satisfied. 
Jupiter transiting in Leo does not establish 
any relationship with natal Venus posited in 
Libra, leaving this parameter unfulfilled. 
6 out of 9 planets are transiting in/around 
Lagna and 7H. The parameter is met. 
Currently neither LL Jupiter is transiting in 
7H nor 7L Mercury is transiting in Lagna. 
The parameter is not met. 
Observotions 

Role of transiting Moon — Moon is 
transiting in Gemini which is the UP and Chara 
Dasha MD. Further, this Moon aspects Chara 
Dasha AD Sagittarius. 

Aspect of transiting Saturn on DK — 
Saturn transiting in Virgo does not get connected 
to DK Jupiter posited in Cancer. 

PAC of MDL/ADL with 5H/L and/or 
11H/L in D9 — In D9, MDL Jupiter is posited in 
Leo and it aspects 5L Venus posited in Aries. 
Jupiter is being aspected by 11L Mars. ADL 
Saturn is posited with SL Venus in Aries and it 
receives the aspect of 1 1L Mars. 


67 


Case Studies 


Sith Chart 10-12-54 13:55:00 


Navamsha (spouse) 


दृष्टान्त - 33 
विश्लेषण 

1. महादशानाथ गुरु लग्नेश होकर लग्न और सप्तमेश 
बुध को देखता है। नवांश में गुरु लग्नेश शनि पर 
नवम दृष्टि डाल रहा है। अन्तर्दशानाथ शनि तो स्वयं 
नवांश का लग्नेश है और लग्न को देखता है। प्रत्यन्तर 
दशानाथ शुक्र नवांश में लग्नेश शनि के साथ बैठकर 
इस मापदंड को पूर्णता प्रदान कर रहा है। 

2. चर दशा प्रणाली में धनु की अन्तर्दशा है और मिथुन 
स्थित उपपद लग्न की उस पर दृष्टि है। 

3. विवाह सहम कुंभ में है। इसलिए सिंह में गोचर कर 
| गुरु उस पर दृष्टि डालकर अपनी अनुमति दे रहे 

। 

4. शनि का गोचर कन्या में है जो कि सप्तम भाव है 
और इस तरह लग्न पर दृष्टि भी है। गुरु का गोचर 
सिंह में तो है, लेकिन वक्री गति के कारण वह कर्क 
से प्रभावी होकर जन्मकालीन लग्नेश गुरु व सप्तमेश 
बुध दोनों से सम्बन्ध बना रहा है। 

5. वक्री गति के कारण कर्क में प्रभावी हो रहा लग्नेश 
F मकर में गोचर कर रहे सप्तमेश बुध से सम-सप्तम 

। 


Astrology and Timing of Marriage (o Scientific Approoch) 


Transit Mariage 28.01.1880 


6. गोचर के गुरु का कन्या स्थित जन्मकालीन शुक्र से 
कोई सम्बन्ध नहीं बन पा रहा है। इसलिए यह फार्मूला 
यहां लागू नहीं हो रहा है। 
7. 6 ग्रह लग्न व सप्तम के आसपास रहकर अपनी 
अनुमति दे रहे हैं। 
8. विवाह के समय न तो लग्नेश गुरु सप्तम में था और 
न ही सप्तमेश बुध का सम्बन्ध लग्न से था। 
निरीक्षण 

गोचर चन्द्र की भूमिका - चन्द्रमा का गोचर मिथुन 
में है जहां उपपद है और उसी राशि की चर दशा प्रणाली 
में महादशा है। यह चन्द्रमा अन्तर्दशानाथ धनु को देख भी 
रहा है॥ 

दाराकारक पर गोचर शनि की दृष्टि - कन्या में 
गोचर होने के कारण शनि कर्क स्थित जन्मकालीन दाराकारक 
गुरु से कोई सम्बन्ध नहीं बना रहा है। 

नवांश मे महादशा व अन्तर्दशानाथ का 
पंचम/पंचमेश और एकादश/एकादशेश से सम्बन्ध - 
नवांश कुंडली में महादशानाथ सिंह में बैठा है और मेष में 
बैठे पंचमेश शुक्र को देखता है। अन्तर्दशानाथ शनि उसी 
सुक के साथ है। दोनों पर एकादशेश मंगल की दृष्टि भी 

| 


Case study 34 


Analysis 

Pt MOL Jupiter is the 7L in Di. In D9 it receives 
the aspect of 7L Mars. ADL Mercury is the 
LL of Di. PDL Mars is the 7L of D9. The 
parameter is met. 

Chara Dasha AD is Virgo and it receives the 
aspect of DK Saturn posited in Pisces. The 
parameter is satisfied. 

VS falls in Capricorn and Jupiter is transiting 


P2 


РЗ 


68 


in Leo, however, till 13^ August Jupiter 
was transiting in Cancer and from there it 
aspected the VS. The parameter is met. 
Saturn is transiting in Capricorn and from 
there it aspects both — LL Mercury posited 
in Libra and 7L Jupiter posited in Cancer. 
Jupiter transiting in Leo is the natal 7L and 
it is aspecting the 7H. Thus double transit 
gives the green signal to marriage. 


Guide Shri К.М. Rao % मार्गदर्शन श्री que राव 


ज्योतिष और विवाह समय ( एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण ) 


Birth Chart 14-10-66 21:22:00 Navamsha (spousa) 


P5 Till 24" September LL Mercury transiting in 
Leo was conjunct with 7L Jupiter in transit, 
thus signalling the satisfaction of this 
parameter. 

Jupiter is transiting in Leo where natal Mars 
is posited, leading to the fulfilment of this 
parameter. 

5 planets, including Sun, out of 9 planets 
are transiting in/around Lagna and 7H. The 
parameter is met. However, at this time 
the parameter is not met. 

LL Mercury will transit in Sagittarius, the 
natal 7H, from 15% December, leading to a 
satisfactory fulfilment of this parameter. 


P7 


Birth Chart 14-10-66 21:22:00 Navarneha (spouse) 


दृष्टान्त - 34 
विश्लेषण 
1. महादशानाथ गुरु डी-1 में सप्तमेश है तो डी-9 में 
उसे सप्तमेश मंगल की दृष्टि मिल रही है। अन्तर्दशानाथ 
बुध जन्मकुंडली का लग्नेश है। प्रत्यन्तरदशानाथ मंगल 
नवांश का सप्तमेश है। 
2. चर अन्तर्दशा कन्या की है और मीन में बैठा दागकारक 
शनि उस पर दृष्टि डालकर अपनी सहमति दे रहा है। 


Guide Shri К.М. Rao % मार्गदर्शन श्री केन्एन० राव 


दृष्टान्त अध्ययन 


Transit Marriage-10.11.1991 


IDOM [Nov 1991 


a 
о 
рки] 


Observations 

Role of transiting Moon — Moon, transiting 
in Aquarius, is In mutual aspect with 7L Jupiter 
transiting in Leo. 

Aspect of transiting Saturn on DK — 
Saturn is transiting in Capricorn and it does not 
establish Jaimini aspect on natal Saturn which is 
the DK. 

PAC of MDL/ADL with 5H/L and/or 
11H/L in D9 — In D9, MDL Jupiter is posited in 
Virgo with 11L Sun where it receives the third 
aspect of 5L Satum posited in Cancer. ADL 
Mercury is in mutual aspect with 1 1L Sun. 


Transit Marriage-10.11.1991 


3. विवाह सहम मकर में है, जबकि गुरु सिंह से गोचर 
कर रहा है। लेकिन 13 अगस्त तक कर्क में रहते 
समय गुरु ने सहम पर दृष्टि डाली थी। 

4. मकर में गोचर करते समय शनि की दृष्टि तुला स्थित 
लग्नेश बुध और कर्क स्थित जन्मकालीन सप्तमेश गुरु 
दोनों पर है। गुरु का गोचर सप्तम भाव पर है जबकि 
वह सप्तमेश है ही। वक्री गति से वह कर्क में स्थित 
जन्मकालीन गुरु को भी प्रभावित कर रहा है। 


69 


Case Studies 


5. बीते 24 सितम्बर तक सिंह में गोचर करते समय बुध 
तब सप्तमेश गुरु के साथ रहकर पिया मिलन की 
अनुमति दे चुका था। 

6. गुरु सिंह से गोचर कर रहा है जहां इस महिला जातक 
का जन्मकालीन मंगल स्थित है। इस तरह से यह शर्त 
पूरी हो जाती हे। 

7. सूर्य समेत 5 ग्रह लग्न व सप्तम रूपी मंडप में आकर 
स्वीकृति दे रहे हैं। 

8. 15 दिसम्बर से लग्नेश बुध सप्तम भाव धनु से गोचर 
करेगा और तब उसकी भी सहमति दर्ज हो जाएगी। 
फिलहाल यह मापदंड लागू नहीं होता है। 


Astrology and Timing of Marriage (a Scientific Approach) 


निरीक्षण 

गोचर चन्द्र की भूमिका - कुंभ में गोचर कर रहा 
चन्द्रमा सिंह से गोचरस्थ सप्तमेश गुरु से दृष्टि विनिमय 
कर रहा है। 

दाराकारक पर गोचर शनि की दृष्टि - मकर में 
गोचर कर रहे शनि का दाराकारक शनि से दृष्टि सम्बन्ध 
नहीं बन रहा है। 

नवांश में महादशा व अन्तर्दशानाथ का 
पंचम/पंचमेश और एकादश/एकादशेश से सम्बन्ध - 
कन्या में महादशानाथ गुरु एकादशेश सूर्य के साथ है और 
उस पर पंचमेश शनि की तृतीय दृष्टि है। अन्तर्दशानाथ बुध 
और एकादशेश सूर्य में दृष्टि सम्बन्ध है। 


Case study 35 


Birth Chart 22-01-75 05:25:00 Navamsha (spouse) 


Analysis 

Рі MDL Mars is placed in Lagna ADL Jupiter is 
aspecting 7^ H and Rah is aspecting MDL 
and ADL in D9. 

Piscesces (AD) is aspected by DK from 
Sagittarius. 

Jupiter has already influenced VS while 
transiting over Sagittarlus. 

Saturn is aspecting lagna and jupiter is 
transiting over 7^ L. 

About 2 months back Mercury was in Virgo 
and was aspected by Lagna Lord Jupiter. 
P6 For female native Jupiter should influence 


P2 


P3 


P4 


P5 


Transit Mamiege-22.11.1997 


iow | 
chara 


Dk Mes —— 
pr] 


natal Mars. Jupiter has already activated 

Mars while transiting through Sagittarius. 
P7 Most of the planets are close to Lagna. 
P8 Neither lagna lord is in 7" Н nor 7" lord in 

lagna. 
Observations 

Role of transiting Moon — Moonis transitin 
over KL which is Leo. 

Aspect of Saturn on DK — Saturn is 
aspecting DK from Pisces 

PAC of MDL/ADL WITH 5H/L or 11H/L 
— 11" Lof d9 Mars is MDL and is placed 
withJupiter which is ADL 


दृष्टान्त - 35 
विश्लेषण 
1. जन्मकुंडली में महादशानाथ पंचमेश मंगल लग्न में है 
तो अन्तर्दशानाथ लग्नेश गुरु की दृष्टि सप्तम पर है। 


70 


प्रत्यन्तरनाथ राहु का राशीश मंगल ही है। नवांश में 
मंगल और गुरु एक साथ द्वादश में राहु/केतु की 
परिधि में हैं। इस तरह यह मापदंड पूरा होता हे। 

2. चर महादशा सिंह में सप्तम पद स्थित है तथा अन्तर्दशा 


Guide Shri К.М. Rao > मार्गदर्शन श्री केन्एन* राव 


ज्योतिष और विवाह समय ( एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण) 


Birth Chart 22-01-75 05:25:00 


Navamsha (spousa) 


मीन राशि पर दाराकारक मंगल की दृष्टि है। 

3. धनु में स्थित विवाह सहम मकर में स्थित गोचर के 
गुरु के साथ सम्बन्ध बना चुका है। 

4. गोचर का शनि चौथे भाव में बैठकर लग्न को और 
गुरु द्वितीय भाव में सप्तमेश बुध को प्रभावित करके 
दोहरे गोचर के मापदंड को पूरा करते हैं। 

5. गोचर में लग्नेश गुरु मकर (द्वितीय भाव) में और 
सप्तमेश बुध वृश्चिक (द्वादश) में स्थित हैं। दोनों 
पहले ही सम-सप्तम सम्बन्ध बना चुके ё यह 
मापदंड भी पूरा होता है। 

6. मकर में गोचर कर रहे गुरु ने जन्मकुंडली के लग्न 
(धनु) स्थित मंगल को प्रभावित नहीं किया। यह 
मापदंड पूरा नहीं होता है। 

7. लग्न के पास सूर्य सहित 9 ग्रहों में से पांच ग्रह गोचर 


AX DOE 


दृष्टान्त अध्ययन 


Ра wi 
LM 
ब 


Transit Marrisge-22.11.1897 


करके आशीर्वाद दे रहे हैं। 
8. गोचर में लग्नेश गुरु ने सप्तम को तथा सप्तमेश बुध 
ने लग्न को प्रभावित नहीं किया है। इसलिए यह 
मापदंड पूरा नहीं होता है। 
निरीक्षण 

गोचर चन्द्र की भूमिका - विवाह के दिन चन्द्रमा 
भाग्य स्थान (नवम) में बैठ कर भाग्य वृद्धि कर रहे | 

दाराकारक पर गोचर शनि की दृष्टि - कुंडली में 
दाराकारक मंगल धनु में है जिस पर गोचर का शनि मीन 
से दृष्टि डाल रहा है। 

नवांश मे महादशा व अन्तर्दशानाथ का 
पंचम/पंचमेश और एकादश/एकादशेश से सम्बन्ध - 
महादशानाथ मंगल की पंचमेश शुक्र पर दृष्टि है। मंगल 
एकादशेश भी है। 


Case study 36 


Birth Chart 28-11-55 15:15:00 Navamsha (spousa) 


Analysis 
P1 


D1. 


P2 AD of cancer has DKN and is aspected by 


Guide Shri K.N. Rao +> मार्गदर्शन श्री ume राव 


Transit Marriage-2-12-1984 


ром | 


bk | 
рки | 
uP | 
RERUM pe 


DK Saturn 


MDL and ADL Rahu is aspected in D9 by 7L | РЗ Jupiter is aspecting VS by its 7" aspect from 
Mars. PDL Venus is in Lagna of D9 & 7L of 


Sag 
P4: Saturn is in 7" Н and Jupiter ls aspecting 


lagna 
71 


Case Studies 


P5: Venus is a fast moving planet and soon Piya 
Milan will take place. At present the 
parameter is not met. 

P6: Jupiter is not aspecting Mars 

P7: Most of the planets are close to 7^ H and 
Moon is close to Lagna 

P8: Nelther lagna lord is in 7^ H nor 7* lord In 
lagna 


Navamsha (spouse) 


Birth Chart 28-11-55 15:15:00 


दृष्टान्त - 36 
विश्लेषण 

1. नवांश में सप्तमेश मंगल की दृष्टि दशानाथ राहु पर है 
तो लग्नेश होकर प्रत्यन्तर दशानाथ शुक्र स्वयं लग्न में 
स्थित है। मापदंड पूरा होता है। 

2. चर दशा सिंह राशि से सप्तम में सप्तम पद स्थित है। 
अन्तर्दशा कर्क राशि में दाराकारक नवांश स्थित 21 
यह उपपद मकर राशि से सप्तम है। 

3. मिथुन राशि में स्थित विवाह सहम पर गोचर गुरु ध 
नु राशि.से सप्तम दृष्टि डाल रहा है। यह मापदंड पूरा 
होता है। 

4. धनु राशि में स्थित गोचर में गुरु जन्मकुंडली के लग्न 
पर तथा सप्तम से शनि लग्न पर दृष्टि डाल कर दोहरे 
गोचर का मापदंड पूरा कर रहे हैं। 

5. यहां विवाह से तुरन्त तो पिया मिलन नहीं दिखता है। 

6. जन्मकुंडली के सप्तम में स्थित मंगल पर धनु राशि में 
गोचर कर रहे गुरु का कोई सम्बन्ध नजर नहीं आ रहा 


Astrology and Timing of Marriage (o Scientific Approoch) 


Observations 

Role of transiting Moon — Moon is about 
to enter Lagna. 

Aspect of Saturn on DK — Saturn is not 
aspecting DK 

PAC of MDL/ADL WITH 5H/L or 11H/L 
— 57 L of D9 is Mer and it is placed with MDL in 
D1. 11% L Jupiter is aspecting PDL Venus. 


a] 
नह тта 


Transit Marriage-2-12-1884. 


$i यह मापदंड पूरा नहीं हो रहा है। 
7. लग्न सप्तम के आस-पास सूर्य सहित कई ग्रह गोचर 
कर रहे हैं। मापदंड पूरा होता है। 
8. विवाह के दिन लग्नेश मंगल ने सप्तम को और 
सप्तमेश शुक्र ने लग्न को प्रभावित नहीं किया है। यह 
मापदंड पूरा नहीं होता है। 
निरीक्षण 

गोचर चन्द्र की भूमिका - चन्द्रमा गोचर कर रहे हैं 
द्वादश भाव पर और विवाह के दिन आशीर्वाद देने के लिए 
लग्न में प्रवेश करने वाले हैं। 

दाराकारक पर गोचर शनि की दृष्टि - वृश्चिक 
में स्थित दाराकारक शनि से गोचर कर रहे शनि का कोई 
सम्बन्ध नहीं है। 

नवांश मे महादशा व अन्तर्दशानाथ का 
पंचम/पंचमेश और एकादश/एकादशेश से सम्बन्ध - 
Tm व अन्तर्दशानाथ राहु पर एकादशेश गुरु की दृष्टि 

| 


Case study 37 


Analysis 

Pt MDLMars is aspecting 7" Н of D9 and ADL 
Saturn is aspecting Lagna of D1 and Venus 
is 7" Lof D1 and In 7H in D9. 


P2 Tau (AD)is aspected by both DK and DKN 


72 


Jupiter is not aspecting VS 

Saturn is aspecting 7thH and Jupiter is with 
7" L Venus 

Piya Milan has already taken place in Sco 
Jupiter while transiting through sco has 


Guide Shri К.М. Rao +> मार्गदर्शन श्री were राव 


ज्योतिष और विवाह समय (एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण ) दुष्टान्त अध्ययन 


Bith Chart 16-07-81 15:15:00 Navamsha (spouse) Transit Memiege-23.1 1.2008 


Dow | 
im 


| P4 | Ps | Pe | P7 | Pe | 
influenced Venus Aspect of Saturn on DK ~ Saturn is not 
P7 Most of the planets are close to Lagna aspecting DK. 
P8 Venus was is Sco some time ago PAC of MDL/ADL WITH 5H/L or 1 1H/L 
Observations — Mars the MDL and Saturn the ADL are 


Role of transiting Moon — Moon has | aspecting 11H of D9. 
transited DK and DKN a couple of days ago. 


Birth Chart 16-07-81 15:15:00 Navamsha (spouae) Trensit Marriage-23.11.2008 


हल्ल] 
Бет та 


. दृष्टान्त - 37 गोचर का मापदंड पूर हुआ। 
विश्लेषण 5. लग्न में गोचर कर रहे लग्नेश मंगल का धनु में गोचर 
1. जन्मकुंडली में महादशानाथ मंगल लग्नेश हैं तो कर रहे सप्तमेश शुक्र से मिलन हो चुका है। यह 
अन्तर्दशानाथ शनि पर लगनेश की दृष्टि है। प्रत्यन्तरनाथ मापदंड भी पूरा होता है। 
शुक्र स्वयं सप्तमेश है। नवांश में मंगल स्वराशि में| 6. धनु में गोचर कर रहे गुरु ने जन्मकुंडली के कर्क में 
चौथे भाव में बैठकर सप्तम पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो स्थित शुक्र को प्रभावित नहीं किया। इसलिए यह 


शनि स्वयं सप्तमेश है। मापदंड पूरा हो गया। मापदंड पूरा नहीं होता है। 
2. चर अन्तर्दशा वृषभ पर दाराकारक सूर्य व दाराकारक | 7. लग्न के आसपास सूर्य सहित 9 में से 5 ग्रह आशीर्वाद 
नवांश की दृष्टि है। प्रदान कर रहे हैं विवाह के दिन। 


з. तुला में स्थित विवाह सहम को धनु राशि में गोचर | 8. सप्तमेश शुक्र लग्न से आगे बढ़ चुका है और कुछ 
कर रहे गुरु ने प्रभावित नहीं किया, इसलिए मापदंड समय पहले ही वह इस मापदंड को पूर्ण कर चुका है। 
पूरा नहीं हुआ। निरीक्षण 

4. धनु राशि में गोचर कर गुरु ने लग्नेश मंगल सप्तम गोचर चन्द्र की भूमिका - चन्द्रमा विवाह के दिन 
दृष्टि से व सिंह में गोचर कर रहे शनि ने कुंडली के | इच्छापूर्ति भाव (एकादश) में गोचर करके इच्छा की पूर्ति 
सप्तम भाव को प्रभावित किया। इस प्रकार दोहरे | कर रहा d 


Guide Shri K.N. Rao 4* मार्गदर्शन श्री qu राव 73 


Case Studies Astrology and Timing of Marriage (а Scientific Approach) 


दाराकारक पर गोचर शनि की दृष्टि - कुंडली में नवांश मे महादशा व अन्तर्दशानाथ का 
दाराकारक सूर्य कर्क में है और सिंह में गोचर कर रहा शनि | पंचम/पंचमेश और एकादश/एकादशेश से सम्बन्ध - 


उससे सम्बन्ध नहीं बनाता है। दशानाथों मंगल व शनि की दूटि 11वें भाव पर है। 
Case study 38 
Birth Chart 28-01-65 18:20:00 Navamsha (spouse) Transit Marriage-27.11.1991 


Dow | 
ла 
chara 


Analysis this parameter. 

РІ MDL Venusisa natural marriage giver. ADL | P6 Jupiter transiting in Leo casts its fifth aspect 
Ketu is posited in Scorpio in D1 and there it on natal Venus posited in Sagittarius. The 
receives the tenth aspect of 7L Saturn. In parameter is met. 

D9 also Ketu, posited in Pisces, receives | P7 б out of 9 planets are transiting in/around 
the third aspect of LL Saturn. PDL Saturn is Lagna and 7H. The parameter is satisfied. 

the 7L of D1 and LL of D9. In D9 Saturn is | P8 LL Moon and 7L Saturn are transiting in 
posited in Lagna and aspects 7H. The their own houses — Lagna and 7H 
parameter is satisfied. respectively. However, LL Moon was 

PZ . Chara Dasha AD is Taurus. The parameter is transiting in 7H on 14" November, thus 
not met. leading to the satisfaction ofthis parameter. 

P3 Jupiter transiting in Leo does not get | Observations 
connected to VS in Libra, leaving this Role of transiting Moon — LL Moon is 
parameter unsatisfied. transiting in Lagna and it activates the Lagna, 

P4 Saturn is transiting in Capricorn, the natal | the 7H and transiting 7L Saturn. 
7H, from where it aspects the Lagna. Jupiter, Aspect of transiting Saturn on DK — 


transiting in Leo, casts Its fifth aspect on 7L | Saturn is transiting in Capricorn and DK natal 
Moon posited in Sagittarius. The parameter | Moon is posited in Sagittarius. Thus, there is no 
is met. Jaimini aspect between the two. 

P5 LL Moonis transiting in Cancer and it is in PAC of MDL/ADL with 5H/L and/or 
mutual aspect with 7L Saturn transiting in | 11H/L in D9 — MDL Venus is the 5L of D9. 
Capricorn, thus leading to the fulfilment of | Ketu's dispositer Jupiter aspects 11" lord. 


दृष्टान्त - 38 जिस पर सप्तमेश शनि की दशम दृष्टि है। नवांश में 
विश्लेषण मीन स्थित केतु पर लग्नेश शनि की तृतीय दृष्टि है। 
1. महादशानाथ शुक्र स्वयं विवाह का नैसर्गिक कारक प्रत्यन्तर दशानाथ शनि डी-1 का सप्तमेश व डी-9 


है। अन्तर्दशानाथ केतु डी-1 में वृश्चिक में स्थित है का लग्नेश है। 


74 Guide Shri К.М. Rao + मार्गदर्शन श्री केन्एन राव 


ज्योतिष और विवाह समय ( एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण ) दृष्टान्त अध्ययन 


Birth Chart 28-01-65 18:20:00 Navamsha (spouse) Transit Marriage-27.11.1991 


NNNM 
हिल हिल | 
= 


2. चर अन्तर्दशा वृषभ की है जो मापदंड पूरा नहीं कर| 8. लग्नेश व सप्तमेश, अपने-अपने भावों से गोचर कर 
पा रहा है। रहे हैं। वैसे पखवाड़े भर पहले यानि 14 नवम्बर को 

3. सिंह से गोचर कर रहे गुरु का तुला स्थित विवाह चन्द्रमा सप्तम भाव से गुजर चुका था। 
सहम में यहां कोई सम्बन्ध नहीं बन पा रहा है। | निरीक्षण 

4. शनि का गोचर मकर में है जो कि सप्तम भाव है। गोचर चन्द्र की भूमिका - लग्न से गोचर करके 
वहां से लग्न को वह देख रहा है। गुरु की पंचम दृष्टि | चन्द्रमा सप्तम व सप्तमेश शनि (गोचर के) से भी सम्बन्ध 
धनु स्थित लग्नेश चन्द्रमा पर है। बना रहा है। 

5. लग्नेश चन्द्रमा का गोचर अपनी स्वराशि कर्क में है दाराकारक पर गोचर शनि की दृष्टि - मकर में 
और मकर में गोचर कर रहे सप्तमेश शनि से उसका | गोचर कर रहे शनि का धनु स्थित जन्मकालीन दाराकारक 
प्रिया-मिलन साफ-साफ हो रहा है। चन्द्रमा से कोई जैमिनीय दृष्टि सम्बन्ध नहीं बन पा रहा है। 

6. सिंह में गोचर कर रहा गुरु धनु स्थित जन्मकालीन नवांश मे महादशा व अन्तर्दशानाथ का 
शुक्र पर पांचवी दृष्टि डालकर इस मापदंड को स्वीकार | पंचम/पंचमेश और एकादश/एकादशेश से सम्बन्ध - 
कर रहा है। पंचमेश होकर महादशानाथ शुक्र धनु में है और एकादशेश 

7. 9 में ड 6 ग्रह लग्न और सप्तम के आस-पास केन्द्रित | मंगल की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है। 
हुए हैं 


Case study 39 


Birth Chart 27-01-64 22:30:00 Navarnsha (spouse) Transit Маліаде-19.06.1987 


ов 

|DOM [19.06.1987 

Charal 
Sagittarius 


pk | 
EN 
Р 
P| 


Sagittarius 


Analysis 
P1 MDL Saturn is conjunct with Venus in D1. 
Venus is a natural marriage giver. ADL Rahu 


is posited in Gemini in D1, the other sign of 
LL Mercury and there it is mutual aspect 
with LL Mercury. In D9 Rahu is conjunct 


Guide Shri K.N. Rao «» मार्गदर्शन श्री केन्एन० राव 75 


Case Studies 


P2 


P3 


P4 


P5 


Birth Chart 27-01-64 22:30:00 


with LL Venus in Pisces. PDL Ketu is posited 
with LL Mercury in Di. In 09 Ketu receives 
the aspect of both - LL Venus and 7L Mars. 
The parameter is met. 

Chara Dasha Cancer receives the aspect of 
DK Saturn posited in Aquarius. The 
parameter is fulfilled. 

VS in Sagittarius receives the ninth aspect 
of Jupiter transiting in Aries, thus leading to 
the fulfilment of this parameter. 

Saturn is transiting in Scorpio. Considering 
its retrogression, it aspects natal LL Mercury 
posited in Saglttarius. Jupiter is the natal 
7L. It is transiting in Aries from where it 
aspects natal LL Mercury. Thus, double 
transit is giving its clearance to the marriage. 
Both LL Mercury and 7L Jupiter were 
transiting in Pisces till 25^ April, thus leading 
to the fulfilment of this parameter. 


Navamsha (spouse) 


दृष्टान्त - 39 
विश्लेषण 


1. 


76 


महादशानाथ शनि डी-1 में नेसर्गिक विवाह कारक 
शुक्र के साथ है। अन्तर्दशानाथ राहु लग्नेश बुध की 
दूसरी राशि मिथुन में है और लग्नेश से उसका दृष्टि 
विनिमय है। नवांश में वह मीन में लग्नेश शुक्र के 
साथ है। प्रत्यन्तर दशानाथ केतु डी-1 में लग्नेश बुध 
के साथ है। नवांश में केतु को लग्नेश शुक्र के 
अलावा सप्तमेश मंगल की भी दृष्टि मिल रही है। 


. चर अन्तर्दशा कर्क पर कुंभ स्थित दाराकारक शनि 


की दृष्टि है। 


. धनु स्थित विवाह wen पर मेष में गोचर कर रहे गुरु 


की नवम दृष्टि है। 


Astrology and Timing of Marriage (a Scientific Approach) 


Jupiter is transiting in Aries and falls to 
connect to natal Mars posited in Capricorn. 
This parameter remains unfulfilled. 

4 planets were transiting in/around Lagna 
and 7H and the parameter is not met. 

LL Mercury was transiting in Pisces — the 
natal 7H ~ till 25" April, leading to the 
satisfaction of this parameter. 


Observations 


Role of transiting Moon — Moon is 


transiting in the 7H and it aspects Lagna. lt is in 
the RK Axis. 


Aspect of transiting Saturn on DK — 


Saturn is transiting in Scorpio and it does not 
establish any Jaimini aspect with natal Saturn — 
the DK. 


PAC of MDL/ADL with 5H/L and/or 


11H/L in D9 — In DY, ADL Rahu is posited in 
11H and aspects 5H and 5L Mercury. 


4. वृश्चिक में गोचर कर रहे शनि की वक्री गति के 


7. 


कारण धनु स्थित जन्मकालीन लग्नेश बुध पर तृतीय 
दृष्टि हे। सप्तमेश होकर गुरु मेष में गोचर करते हुए 
भी लग्नेश को देख रहा है। इस तरह से इन दोनों ध 
गेमी गति बाले ग्रहों ने इस महिला जातक के विवाह 
को अपनी अनुमति 91 ; 


. 25 अप्रैल तक लग्नेश बुध а सप्तमेश गुरु दोनों का 


ही गोचर मीन में था और तभी उन्होंने पिया-मिलन 
कौ अनुमति दी। 


. मेष का गोचर गुरु मकर स्थित जन्मकालीन मंगल से 


कोई सम्बन्ध नहीं बना पा रहा है। इसलिए यह पैमाना 
यहां पूर्ण नहीं होता है। 
लग्न व सप्तम के आस-पास 4 ग्रह थे। 


Guide Shri К.М. Rao % मार्गदर्शन श्री s» राव 


ज्योतिष और विवाह समय ( एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण) 


8. लग्नेश बुध का गोचर 25 अप्रैल तक सप्तम भाव 


मीन में था, जिसके कारण यह मापदंड पूर्ण हुआ। 


निरीक्षण 


गोचर चन्द्र की भूमिका - चन्द्रमा सप्तम भाव में 


गुजर रहा है। यह राहु-कतु अक्ष पर भी है। 


Birth Chart 11-01-72 19:16:00 


दाराकारक पर गोचर शनि की दृष्टि - शनि का 


दृष्टान्त अध्ययन 


गोचर वृश्चिक में होने के कारण दाराकारक शनि से 
उसका कोई जैमिनीय सम्बन्ध नहीं बन पा रहा है। 

नवांश में महादशा व अन्तर्दशानाथ का 
पंचम/पंचमेश और एकादश/एकादशेश से सम्बन्ध - 
एकादश भाव में बैठे अन्तर्दशानाथ राहु पर पंचमेश बुध की 
सीधी दृष्टि है। राहु पंचम को देखता है। 


Case study 40 


Navamsha (spouse) 


Analysis 


РІ 


P2 


P3 


P4 


P5 


in D1, MDL Saturn is the 7L and it aspects 
LL Moon. In D9, Saturn aspects LL Jupiter. 
ADL Rahu is placed in 7H in D1 and with LL 
Jupiter in D9. PDL Moon is the LL of D1 and 
it is placed in 7H in D9. The parameter is 
fulfilled. 

Chara Dasha AD is Virgo — the sign of DP. 
Further, Virgo receives the aspect of UP 
Gemini. The parameter is met. 

VS in Sagittarius receives the fifth aspect of 
Jupiter transiting in Leo, leading to the 
satisfaction of this parameter. 

Saturn, transiting in Capricorn, is in the natal 
7H and aspects not only natal Lagna but 
also natal LL Moon. Jupiter in transit was 
in retrogression in Leo till 16^ April and 
thus it was effective from Cancer, the natal 
Lagna, and aspecting the natal 7H as well. 
Double transit clears the marriage. 

On 8" May, natal LL Moon will transit in 
Cancer, the natal Lagna, from where it will 


Guide Shri К.М. Rao % मार्गदर्शन श्री aot राव 


P6 


P7 


Transit Marriage-06.05.1992 


bow 
ЕГП 
: 

एखा 
b 


be in mutual aspect with Saturn the natal 
7L, transiting in 7H. The parameter is met. 
Jupiter in transit was in retrograde motion 
in Leo till 16% April and from there it 
aspected the natal Mars posited in 
Sagittarius. The parameter is fulfilled. 

Here 5 out of nine planets are transiting in/ 
around Lagna and 7H. The parameter is 
satisfied. 

Neither LL Moon is transiting in 7H nor 7L 
Saturnis transiting in Lagna. The parameter 
remains unfulfilled. 


Observations 


12H. 


Role of transiting Moon — Moon is in 


Aspect of transiting Saturn on DK — DK 


Venus, posited in Aquarius, does not get 
connected by Jaimini aspect to Saturn transiting 


in Capricorn. 


PAC of MDL/ADL with 5H/L and/or 


11H/L in D9 — MDL Saturn aspects 5H in D9. 
ADL Rahu is posited in 5H in D9 and aspects 


11H. 


77 


Case Studies 


Birth Chart 11-01-72 16:16:00 


Navamsha (spouse) 


दृष्टान्त - 40 
विश्लेषण 

1. लग्नकुंडली में महादशानाथ शनि सप्तमेश है और 
लग्नेश चन्द्रमा को देखता है। नवांश में शनि की दृष्टि 
लग्नेश गुरु पर है। अन्तर्दशानाथ राहु पहली कुंडली 
के सप्तम भाव में है तो नवांश में लग्नेश गुरु के 
साथ। प्रत्यन्तर दशानाथ चन्द्रमा लग्न कुंडली का 
लग्नेश होकर नवांश के सप्तम भाव में बैठा हुआ है। 

2. चर अन्तर्दशा कन्या दारापद की ही राशि है। जैमिनी 
स्थित उपपद की भी उसे दृष्टि मिल रही du 

3. धनु स्थित विवाह सहम को सिंह से गोचर कर रहे 
गुरु की दृष्टि मिल रही है। 

4. मकर से गोचर कर रहा शनि दरअसल विवाह के 
समय सप्तम भाव पर ही था और लग्न व लग्नेश को 
देख रहा है। सिंह में गुरु 16 अप्रैल तक वक्री था 
जहां से उसने लग्न और सप्तम को प्रभावित किया। 
इस तरह से दोहरे गोचर का सिद्धान्त लागू हुआ। 

5. 8 मई को लग्नेश चन्द्रमा कर्क में रहकर सप्तम भाव 
से गोचर कर रहे सप्तमेश शनि से दृष्टि विनिमय 


78 


Astrology and Timing of Marriage (o Scientific Approach) 


| 


Transit Marriage-06.05.1992 


करेगा। कुछ दिन पहले लग्न से उसने शनि को देखा 
था। 
6. 16 अप्रैल तक सिंह में वक्री गति से चलते समय गुरु 
ने स्त्री जातक की कुंडली में जन्मकालीन मंगल को 
प्रभावित किया था। 
7. यह मापदंड भी लागू होता है क्योकि 9 में से 5 ग्रह 
विवाह के दिन लग्न और सप्तम भाव के इर्द-गिर्द थे। 
8. विवाह के दिन न तो लग्नेश चन्द्रमा सप्तम पर था 
और न ही सप्तमेश शनि लग्न पर। वैसे 10 दिन पहले 
चन्द्रमा सप्तम से गुजरा था। 
निरीक्षण 

गोचर चन्द्र की भूमिका - चन्द्रमा जल्द ही लग्न 
पर होगा। 

दाराकारक पर गोचर शनि की दृष्टि - कुंभ 
स्थित दाराकारक को मकर से गोचर कर रहे शनि की 
जैमिनी दृष्टि नहीं मिल पा रही है। 

नवांश मे महादशा व अन्तर्दशानाथ का 
पंचम/पंचमेश और एकादश/एकादशेश से सम्बन्ध - 
महादशानाथ शनि नवांश में पंचम भाव को देखता है 
जबकि अन्तर्दशानाथ राहु पंचम में ही बैठा है। 


Guide Shri K.N. Rao % मार्गदर्शन श्री Su राव 


ज्योतिष और विवाह समय ( एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण ) 


Birth Chart 23-05-42 18:23:58 


दृष्टान्त अध्ययन 


Case study 41 


Navamsha (spouse) 


Analysis 


P1 


P2 


P3 


P4 


P5 


MDL Sun is posited in the other sign of LL 
Venus is D1. In D9, Sun is posited in the 
other sign of 7L Jupiter. ADL Mercury is 
posited with 7L Mars in D1. Mercury is the 
LL of D9 and it is posited with 7L Jupiter. 
PDL Mars is the 7L of D1. The parameter is 
fulfilled. 

Chara Dasha AD is of Capricorn and it 
receives the aspect of DP Leo. The 
parameter is met. 

Jupiter transiting in Leo does not get 
connected to VS falling in Gemini. The 
parameter is not met. 

Saturn is transiting in Pisces, the sign where 
natal LL Venus is posited. Jupiter, transiting 
in Leo, casts its ninth aspect on 7H. Thus, 
the parameter is met. 

No relationship is established between the 
transiting Venus — the natal LL — and 
transiting Mars — the natal 7L- at the time 
of marriage. However, till 19" April, 1967, 
i.e., less than 10 months before the 
marriage, LL Venus was transiting in Taurus 


दृष्टान्त - 41 
विश्लेषण 


महादशानाथ सूर्य जन्मकुंडली में लग्नेश शुक्र को 
राशि में बैठा है तो नवांश में वह सप्तमेश गुरु की 
दूसरी राशि में है। अन्तर्दशानाथ बुध सप्तमेश मंगल 
के साथ है तो नवांश में बह खुद लग्नेश है। वहां 
उसके साथ सप्तमेश गुरु भी है। प्रत्यन्तर दशानाथ 


Guide Shri K.N. Rao % मार्गदर्शन श्री wem राव 


P7 


P8 


Transit Мапіаде-08.02.1988 


[DOM [08.02.1968 


Su/Me/Ma 
Cap/Cap 


Gemini 
Mercury 


where it received the eighth aspect of 7L 
Mars transiting in Libra. On 28" April, 1968, 
Venus and Mars will be conjunct in Aries. 
Thus, the parameter is fulfilled. 

Jupiter in transit is in retrograde motion in 
Leo and it is effective from Cancer from 
where it casts its ninth aspect on natal Venus 
posited in Pisces, leading to the fulfillment 
of this parameter. 

5 out of 9 planets are transiting in/around 
Lagna/7H, thus the parameter Is fulfilled. 
Neither LL Venus is transiting in 7H nor 7L 
Mars is transiting in Lagna. The parameter 
is not met. 


Observations 


Role of transiting Moon — Moon was 


transiting in 7H a couple of days ago. 


Aspect of transiting Saturn on DK — DK 


Mercury, posited in Gemlni, receives the Jalmini 
aspect of Saturn transiting in Pisces. 


PAC of MDL/ADL with 5H/L and/or 


11H/L in D9 — ADL Mercury is posited in 5H in 
D9 and it aspects 11H. 


2. 


3. 


4. 


मंगल पहली कुंडली का सप्तमेश है। इस तंरह से 
तीनों दशानाथ अपनी-अपनी भूमिका निभा रहे हैं। 
चर अन्तर्दशानाथ मकर को सिंह स्थित दाराकारक 
प्रभावित कर रहा है। 

सिंह से गोचर कर रहा गुरु मिथुन स्थित विवाह सहम 
से सम्बन्ध नहीं बना पा रहा है। 

मीन से शनि का गोचर दरअसल जन्मकालीन लग्नेश 


79 


Case Studies 


Birth Chat 23-05-42 18:23:58 Navamsha (spouse) 


शुक्र के ऊपर से है। सिंह से गोचर कर रहा गुरु 
सप्तम भाव पर दृष्टि देकर दोहरे गोचर के सिद्धान्त 
को पूर्ण कर रहा है। 

5. यहां गोचर के लग्नेश शुक्र और सप्तमेश मंगल के 
बीच विवाह के तुरन्त पहले सम्बन्ध नहीं बन रहा है। 
लेकिन विवाह से 10 माह पहले 19 अप्रेल 1967 
तक वृषभ में गोचर कर रहे शुक्र को तुला से मंगल 
ने आठवीं दृष्टि देकर पिया-मिलन किया था। 

6. सिंह से गोचर कर रहे गुरु ने अपने वक्रत्व के कारण 
मीन स्थित विवाह सहम को नवम दृष्टि देकर यह 
नियम लागू किया। 

7. लग्न और सप्तम के आसपास विवाह के दिन 9 में से 
5 ग्रह थे। 


Astrology and Timing of Marriage (o Scientific Approoch) 


Emu | 


तुला | 
कम्भ 
सि | 


8. लग्नेश या सप्तमेश का एक-दूसरे के भावों पर 

विवाह से तुरन्त पहले गोचर नहीं हो पा रहा है। 
निरीक्षण 

गोचर चन्द्र की भूमिका - चन्द्रमा सप्तम भाव में 
होकर निकला ही था। 

दाराकारक पर गोचर शनि की दृष्टि - मिथुन 
स्थित दाराकारक बुध को मीन से गोचर कर रहे शनि की 
जैमिनी दृष्टि मिल रही है। 

नवांश में महादशा व अतन्तर्दशानाथ का 
पंचम/पंचमेश और एकादश/एकादशेश से सम्बन्ध - 
अन्तर्दशानाथ बुध नवांश में पंचम भाव में बैठा है जिससे 
उसकी सामान्य दृष्टि 11 वें भाव पर है। 


Case study 42 


Birth Chart 15-07-53 02:02:00 Navamsha (spouse) Transit Marriage-27.04.1880 


Analysis 

РІ MDLSunisconjunct with 7L Mars in Gemini 
in D1. In D9 also Sun is conjunct with Mars, | P2 
the LL, in Gemini. ADL Venus, besides being 
a natural marriage giver, is the LL of D1 and 
posited in Lagna. Venus is the 7L of D9. 
PDL Saturn receives the fourth aspect of | P3 
Mars in both — D1 and D9. As already 


80 


ow | 
i 

एखा 
оки | 
Sr] | 


mentioned, Mars is the 7L of D1 and LL of 
D9. The parameter is met. 

Chara Dasha AD is Virgo and it does not 
connected to any of DK Moon, DKN Cancer, 
UP Leo and DP Capricorn. The parameter is 
not met. 

Jupiter was transiting in Cancer – the sign of 
VS - till 29^ August, 1979, thus leading to 


Guide Shri K.N. Rao < मार्गदर्शन श्री pe राव 


ज्योतिष और विवाह समय ( एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण ) 


the fulfillment of this parameter. 

Satum, transiting in Leo, aspects natal Lagna 
and natal LL Venus. Jupiter, transiting in 
Leo, does not get connected to either 
Lagna/LL or 7H/L. The parameter is not 
met. 

Till 1* March LL Venus was transiting in 
Pisces where it received the aspect of 7L 
Mars transiting in Leo. The parameter is 
met. 

Jupiter, transiting in Leo, does not get 
connected to the natal Venus posited in 
Taurus, leaving this parameter unfulfilled. 
2 planets, including Sun, out of the 9, are 
transiting in/around Lagna and 7H. The 


P4 


p5 


P6 


P7 


Birth Chart 15-07-53 02:02:00 


दृष्टान्त - 42 
विश्लेषण 
1. महांदशानाथ सूर्य लग्न कुंडली में सप्तमेश मंगल के 
साथ है। नवांश में भी वह मंगल (लेकिन वहां के 
लग्नेश) के साथ है। अन्तर्दशानाथ शुक्र विवाह का 
कारक होने के अलावा लग्नेश होकर लग्न में ही हे 
और बह नवांश का सप्तमेश भी है। प्रत्यन्तर दशानाथ 
शनि को दोनों कुंडलियों में विवाह देने में सक्षम मंगल 


की दृष्टि मिल रही है। 
2. यहाँ चर दशा वाला नियम नहीं हो पा रहा है 
क्योंकि अन्तर्दशानाथ कन्या की है जिससे दाराकारक 


चन्द्रमा दाराकारक नवांश कर्क, उपपद सिंह व दारापद 
मकर में से किसी का भी सम्बन्ध नहीं बन पा रहा है। 
3. गुरु 29 अगस्त 1979 तक कर्क में ही था, जहां 
विवाह सहम स्थित है। इस मापदंड को वह पूर्ण 
करके ही आगे बढ़ा। 
4. सिंह में गोचर कर रहे शनि की दृष्टि तो लग्न व 
लग्नेश शुक्र पर पड़ रही है। लेकिन वहीं गोचर कर 


Guide Shri K.N. Rao % मार्गदर्शन श्री were राव 


दृष्टान्त अध्ययन 


parameter is not met. 

Neither LL Venus is transiting in 7H nor 7L 
Mars is transiting in Lagna. The parameter 
is not satisfied. 

Observations 

Roie of transiting Moon — Moon is 
transiting in Virgo. It was with transiting Mars, 
the 7L, till the previous day. 

Aspect of transiting Saturn on DK — DK 
Moon is posited in Leo, the sign where Saturn is 
transiting. 

PAC of MDL/ADL with 5H/L and/or 
11H/L in D9 — MDL Sun is the 5L of D9 and 
there it receives the aspect of 11L Saturn. 


रहा गुरु लग्न/लग्नेश या सप्तम/सप्तमेश से कोई 
सम्बन्ध नहीं बना पा रहा #1 इसलिए यह सिद्धान्त 
यहां अधूरा ही है। 

5. 1 मार्च तक मीन में रहते समय लग्नेश शुक्र पिया 
मिलन कर चुका था क्योंकि तब सिंह से गोचर कर 
रहे सप्तमेश मंगल की उसे दृष्टि मिल चुकी थी! 

6. यह सिद्धान्त भी नहीं लगता क्योंकि सिंह स्थित गोचर 
का गुरु वृषभ स्थित जन्मकालीन शुक्र से कोई सम्बन्ध 
नहीं बना पा रहा है। 

7. सूर्य समेत केवल 2 ग्रह लग्न या सप्तम भाव के 
आसपास थे। इसलिए इस मामले मे यह मापदंड भी 
ठीक से नहीं लग पा रहा है। ` 

8. न ही लग्नेश का गोचर सप्तम पर है और न ही 
सप्तमेश मंगल का लग्न भाव पर। 

निरीक्षण 
गोचर चन्द्र की भूमिका - एक दिन पहले तक 
चन्द्रमा सप्तमेश मंगल के साथ गोचर कर रहा SUI 
दाराकारक पर गोचर शनि की दृष्टि - दाराकारक 


81 


Case Studies Astrology and Timing of Marriage (o Scientific Approoch) 


चन्द्रमा सिंह में हे और शनि का गोचर भी वहीं पर à] | महादशानाथ सूर्य पंचमेश है और उस पर एकादशेश शनि 
नवांश मे महादशा व अन्तर्दशानाथ का | की दृष्टि है। 
पंचम/पंचमेश और एकादश/एकादशेश से सम्बन्ध - 
Case study 43 


Birth Chart 05-06-55 18:30:00 Navamsha (spouae) Transit Marriege-27.04.1980 


[P1 [72 | P3 M 


Analysis P6 Jupiter, transiting in Leo, does not get 

РІ MDL and PDL Venus, besides being the connected to natal Mars posited in Gemlni. 
significator of marriage, is the LL of D1 and The parameter is not met. 
posited in 7H from where it aspects the | P7 Here 4 planets, including Sun, out of 9 
Lagna. ADL Sun Is the 7L of D9. The planets are transiting in/around Lagna and 
parameter is met. 7H. The parameter is met. 

P2 Chara Dasha AD is of Leo, the sign of DP | P8 Lagna Lord Venus was transiting in Aries — 
and DKN. The parameter is satisfied. the natal 7H — till 27* March, i.e., a month 

P3 Jupiter was transiting in Cancer — the sign of ago. Thus, the parameter is fulfilled 
VS - till 29" August, 1979, thus leading to reasonably well. 
the fulfillment of this parameter. Observations 

P4 Saturn, transiting in Leo, aspects Lagna. Its Role of transiting Moon — Moon is 
retrogression means it casts its aspect on | transiting in Virgo the 12H. 
7H and natal Venus which is the LL. Jupiter Aspect of transiting Saturn on DK — DK 
is also transiting in Leo and it casts its ninth | Jupiter is posited in Cancer and Saturn is 
aspect on 7H. The parameter is satisfied. retrograde with it. 

P5 Till 1* March LL Venus was transiting in PAC of MDL/ADL with 5H/L and/or 


Pisces where it received the aspect of 7L | 11H/L in D9 — MDL Venus is posited in 1 1H in 
Mars transiting in Leo. The parameter is | D9 and it aspects 5H. 


met. 
Birth Chart 05-06-55 16:30:00 Navamsha (spouse) Transit Marriage-27.04.1980 


82 Guide Shri K.N. Rao « मार्गदर्शन श्री фет राव 


ज्योतिष और विवाह समय ( एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण ) 


दृष्टान्त - 43 
विश्लेषण 


1. 


Birth Chart 24-11-53 16:35:00 


Pi | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | PB | 


दशानाथ शुक्र विवाह का कारक होने के अलावा 
डी-1 का लग्नेश होकर सप्तम में बैठा है। अन्तर्दशानाथ 
सूर्य नवांश कुंडली का सप्तमेश ही है। इसलिए 
विवाह के लिए दशानाथों की स्वीकृति है। 

चर अन्तर्दशा सिंह की है जहां स्थित होकर दारापद 
ब दाराकारक नवांश विवाह की अनुमति दे रहे हैं। 


. गुरु ने 29 अगस्त 1979 तक कर्क पर गोचर किया 


जहां विवाह सहम स्थित है। 


. सिंह में गोचर कर रहे शनि की दृष्टि लग्न पर है। 


वक्री गति के कारण उसने सप्तम भाव और लग्नेश 
शुक्र को भी प्रभावित किया। गुरु का गोचर भी वहीं 
है और उसने सप्तम भाव पर नवम दृष्टि डाली। इस 
तरह से दोहरा गोचर यहां लागू होता है। 


. पहली मार्च तक मीन में रहते समय लग्नेश शुक्र ने 


Navamsha (spouse) 


Analysis 


P1 


P2 


MDL Saturn is posited in 7H with 7L Venus 
in D1. ADL Rahu is poslted in the sign of 
Saturn which is thus associated with 7L 
Venus in D1. PDL Jupiter aspects LL Mars, 
7H and 7L Venus in D1. In D9, Jupiteris the 
7L and is in mutual aspect with LL Mercury. 
The parameter is fulfilled. 

Chara Dasha AD is of Sagittarius and it 
receives the aspect of DK Jupiter, posited in 
Gemini, and UP Virgo. The parameter is 
met. 


Guide Shri К.М. Rao % मार्गदर्शन श्री $e राव 


6. 


7. 
8. 


दृष्टान्त अध्ययन 


सिंह में गोचर कर रहे सप्तमेश मंगल से पिया-मिलन 
करके इस मापदंड को स्वीकृति दे दी थी। 

सिंह का गोचर गुरु मिथुन स्थित जन्मकालीन मंगल में 
कोई सम्बन्ध नहीं बना पा रहा है। 

सूर्य समेत 4 ग्रह लग्न व सप्तम के इर्द-गिर्द हैं। 
एक माह पहले 27 मार्च तक मेष में रहते समय 
लग्नेश शुक्र ने हम मापदंड को पूर्ण किया था। 


निरीक्षण 


गोचर चन्द्र की भूमिका - चन्द्रमा कन्या यानि 12वें 


भाव में है। 


दाराकारक पर गोचर शनि की दृष्टि - दाराकारक 


गुरु कर्क में है और सिंह में गोचर कर रहा वक्री शनि उसे 
प्रभावित करता है। 


नवांश मे महादशा व अन्तर्दशानाथ का 


पंचम/पंचमेश और एकादश/एकादशेश से सम्बन्ध - 
महादशानाथ शुक्र नवांश के 11वें भाव में स्थित होकर 
पंचम पर दृष्टि डाल रहा हे। 


Case study 44 


РЗ 


Р4 


Transit Магіасе-09.12.1979 


O1 02 | 03 | 
VS in Aries receives the ninth aspect of 
Jupiter transiting in Leo, leading to the 
fulfillment of this parameter. 
Saturn is transiting in Virgo, the sign where 
natal LL Mars is posited. Jupiter is transiting 
in Leo from where it aspects the Lagna. The 
parameter is satisfied. 
Till 23* November, i.e. a little more than a 
fortnight ago, 7L Venus was transiting in 
Scorpio where it received the aspect of LL 
Mars transiting in Leo. The parameter is 
met. 


83 


Case Studies 


P6 Jupiter, transiting in Leo, does not get 
connected to natal Venus posited in Libra, 
leaving the parameter unfulfilled. 
3 planets, including Sun, out of the 9, are 
transiting in/around Lagna and 7H. The 
parameter is met. 
Neither LL Mars is transiting in 7H nor 7L 
Venus is transiting in Lagna. The parameter 
is not met. 
Observations 

Role of transiting Moon — Moon is 


P7 


Astrology and Timing of Marriage (o Scientific Approoch) 


transiting in Leo alongwith LL Mars in RK Axis. 

Aspect of transiting Saturn on DK — DK 
Jupiter, posited in Gemini, receives the Jaimini 
aspect of Saturn transiting in Virgo. 

PAC of MDL/ADL with 5H/L and/or 
11H/L in D9 — Both — MDL Saturn and ADL 
Rahu — are posited in Capricorn in D9, where 
they receive the aspect of 11L Mars also MDL 
Saturn is aspecting 5H & PDL Jupiter is posited 
in 5H. 


Birth Chart 24-11-53 15:35:00 


दृष्टान्त - 44 
विश्लेषण 
1. महादशानाथ शनि लग्न कुंडली के सप्तम भाव में 
सप्तमेश शुक्र के साथ ही है। अन्तर्दशानाथ राहु शनि 
की राशि में है जिसका शुक्र से गहरा सम्बन्ध बना 
हुआ है। डी-1 में प्रत्यन्तर दशानाथ गुरु लग्नेश मंगल 
के साथ ही सप्तम-सप्तमेश को भी देख रहा है। 
नवांश में बह स्वयं सप्तमेश है और लग्नेश बुध से 
उसका दृष्टि विनिमय है। अतः यह मापदंड पूरी तरह 
लागू होता है। 
2. चर अन्तर्दशा धनु को मिथुन स्थित दाराकारक गुरु 
और कन्या स्थित उपपद की दृष्टि मिल रही है। 
3. सिंह का गोचर मेष स्थित विवाह सहम पर नवम दृष्टि 
डाल रहा है। 
4. गोचर का शनि कन्या में है जहां लग्नेश मंगल स्थित 
है तो.सिंह से गोचर कर रहे गुरु की दृष्टि लग्न पर 


Navamsha (500159) 


है। 


SG CE 


DOD XC 


Transit Marriage-09.12.1979 


लग्नेश मंगल ने दृष्टि देकर पिया मिलन का यह 
पैमाना लागू किया। 

6. गोचर के गुरु का यहां तुला स्थित जन्मकालीन शुक्र 
से कोई सम्बन्ध नहीं बन पा रहा है। 

7. सूर्य समेत 9 में से 3 ग्रहों का गोचर लग्न या सप्तम 
के आस-पास है। 

8. लग्नेश मंगल या सप्तमेश शुक्र का एक-दूसरे के 
भावों पर कोई गोचर विवाह के तुरन्त पहले नहीं दिख 
रहा है। 

निरीक्षण 
गोचर चन्द्र की भूमिका - चन्द्रमा लग्नेश मंगल के 
साथ सिंह में है जो राहु-केतु अक्ष पर भी है। 
दाराकारक पर गोचर शनि की दृष्टि - मिथुन 
स्थित दाराकारक गुरु पर कन्या स्थित गोचर शनि को 
जैमिनी दृष्टि #1 : 
नवांश में महादशा व अन्तर्दशानाथ का 


है। दोहरा गोचर सिद्धान्त यहां आसानी से लागू होता पंचम/पंचमेश और एकादश /एकादशेश से सम्बन्ध - 


दशानाथ शनि व राहु नवांश में मकर में है जिस पर 


5. विवाह से एक पखवाडे पहले 23 नवम्बर तक वृश्चिक | एकादशेश मंगल की दृष्टि है। शनि पंचम का देख रहा है 
से रहते हुए सप्तमेश शुक्र को सिंह से गोचर कर रहे | तो प्रत्यनतर दशानाथ गुरु पंचम में ही है। 


84 


Guide Shri К.М. Rao % मार्गदर्शन श्री meme राव 


ज्योतिष और विवाह समय ( एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण ) 


दृष्टान्त अध्ययन 


Case study 45 


Birth Chart 07-05-74 19:30:00 Nevamsha (spousa) 


Analysis 


P1 


P2 


P3 


p4 


MDL Mercury is posited in Aries — the other 
sign of LL Mars—in D1. ADL Rahu is posited 
in Lagna in D1 and in D9 itis being aspected 
by 7L Saturn. PDL Saturn is conjunct with 
LL Mars and aspects 7L Venus in D1. In D9, 
Saturn is the 7L and it aspects LL Moon. 
The parameter is fulfilled. 

Chara Dasha AD is of Pisces and it receives 
the aspect of DKN Virgo. The parameter is 
met. 

Jupiter transiting in Capricorn aspects VS in 
Taurus, leading to the fulfillment of this 
Parameter. 

Saturn is transiting in Pisces – the sign where 
natal 7L Venus is posited - and aspects 7H. 
Considering the retrogression of transiting 
Saturn, it aspects the Lagna as well. Jupiter 
is transiting in Capricorn from where it 
aspects 7H. Double transit clears the 
marriage. 


Birth Chart 07-05-74 19:30:00 Navamsha (spousa) 


Guide Shri К.М. Rao < मार्गदर्शन श्री were राव 


Tranait Marriage-22.11.1997 


рон | 


рб Both -LL Mars and 7L Venus ~ are transiting 
in Sagittarius. The parameter is satisfied. 

Рб Jupiter, transiting in Capricorn, does not 
aspect natal Venus posited in Pisces. The 
parameter is not fulfilled. 

P7 4 planets, including Sun, out of the 9, are 
transiting in/around Lagna and 7H. The 
parameter is unfulfilled. 

P8 7L Venus was transiting in Lagna till end- 
October, thus satisfying the parameter. 


Observations 

Role of transiting Moon — Moon is 
transiting in Leo and it is in RK Axis. 

Aspect of transiting Saturn on DK — DK 
Moon does not receive the Jaimini aspect of 
Saturn transiting in Pisces. 

PAC of MDL/ADL with 5H/L and/or 
11H/L in D9 — MDL Mercury is posited in 5H of 
D9. 


Case Studies Astrology and Timing ol Marriage (a Scientific Appraach) 


दृष्टान्त - 45 F 
विश्लेषण 5. लग्नेश मंगल व सप्तमेश शुक्र धनु में रहकर पिया-मिलन 
1. महादशानाथ बुध जन्मकुंडली में लग्नेश मंगल की कर रहे हैं। 
दूसरी राशि मेष में है। अन्तर्दशानाथ राहु इस कुंडली | 6. मकर का गोचर गुरु मीन स्थित जन्मकालीन शुक्र को 
के लग्न में है तो नवांश में उस पर सप्तमेश शनि की प्रभावित नहीं कर पा रहा है। 
दृष्टि है। प्रत्यन्तर दशानाथ शनि लग्नेश मंगल से युत | 7. सूर्य समेत 4 ग्रह लग्न और सप्तम के आसपास 


है और सप्तमेश शुक्र पर उसकी दृष्टि है। नवांश में आकर अपना मापदंड पूरा कर रहे हैं। 
शनि सप्तमेश होकर लग्नेश चन्द्रमा को देखता है। यह | 8. अक्टूबर के अंत तक सप्तमेश शुक्र ने लग्न पर गोचर 
मापदंड लागू होता है। करते समय इस मापदंड को पूर्ण किया था। 
2. चर अन्तर्दशानाथ मीन को कन्या स्थित दाराकारक | निरीक्षण 
नवांश ने प्रभावित करके विवाह की अनुमति दी। गोचर चन्द्र की भूमिका - चन्द्रमा सिंह राशि में 
3. मकर का गोचर गुरु वृषभ स्थित विवाह सहम को | राहु/केतु अक्ष पर है। 
देख रहा है। दाराकारक पर गोचर शनि की दृष्टि - मीन से 


4. मीन पर गोचर करते समय शनि दरअसल जन्मकालीन | गुजर रहे शनि की जैमिनी दृष्टि दाराकारक चन्द्रमा को नहीं 
सप्तमेश शुक्र पर ही है और सप्तम को देख रहा है। | मिल पा रही है। 
वक्रत्व के कारण शनि लग्न को भी प्रभावित कर रहा नवांश में महादशा व अन्तर्दशानाथ का 
है। मकर से गुजर रहा गुरु सप्तम भाव को देख रहा | पंचम/पंचमेश और एकादश,/एकादशेश से सम्बन्ध - 
है। इसलिए दोहरे गोचर ने विवाह की अनुमति प्रदान | महादशानाथ बुध पंचम भाव में स्थित है। 


Case study 46 
Birth Chart 20-06-57 19:29:00 Navamshe (spouse) Transit Marriage-22.01.1980 


POB [Delhi | 


DOM | 
[chara 
DK | 
рки | 
UP | 
рғ | 
Analysis Taurus, leading to the fulfillment of this 
РІ MDL Mercury is posited in Aries— the other parameter. 
sign of LL Mars- in D1. ADL Rahu is posited | PA Saturn is transiting in Pisces — the sign where 
in Lagnaln D1 and in ро itis being aspected natal 7L Venus is posited - and aspects 7H. 
by 7L Saturn. PDL Saturn is conjunct with Considering the retrogression of transiting 
LL Mars and aspects 7L Venus in D1. In D9, Saturn, it aspects the Lagna as well. Jupiter 
Saturn is the 7L and it aspects LL Moon. ' is transiting in Capricorn from where it 
The parameter is fulfilled. aspects 7H. Double transit clears the 
P2 Chara Dasha AD is of Pisces and it receives marriage. 
the aspect of DKN Virgo. The parameter is | PS Both - LL Mars and 7L Venus – are transiting 
met. in Sagittarius. The parameter is satisfied. 


P3 jupiter transiting in Capricorn aspects VS in | Рб Jupiter, transiting in Capricorn, does not 


86 Guide Shri К.М. Rao % मार्गदर्शन श्री mu राव 


ज्योतिष और विवाह समय ( एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण) 


aspect natal Venus posited in Pisces. The 
parameter is not fulfilled. 

4 planets, including Sun, out of the 9, are 
transiting in/around Lagna and 7H. The 
parameter is unfulfilled. 

7L Venus was transiting in Lagna till end- 
October, thus satisfying the parameter. 


P7 


3 


Birth Chart 20-06-57 18:28:00 Navamsha (spouse) 


दृष्टान्त - 46 
विश्लेषण 

1. महादशानाथ बुध सप्तमेश है और इसे लग्नेश गुरु की 
दृष्टि मिल रही है। नवांश में बुध लग्नेश है और 
सप्तमेश गुरु से दृष्टि का आदान-प्रदान हो रहा है 
प्रत्यन्तर दशानाथ शुक्र विवाह का नैसर्गिक कारक 
होने के अलावा सप्तम भाव में बैठा है तो नवांश में 
उसे सप्तमेश गुरु की दृष्टि भी मिल रही है। यह 
मापदंड पूर्ण होता है। 

2. चर अन्तर्दशा वृश्चिक को दाराकारक नवांश (मकर) 
व दारापद (मेष) की दृष्टि मिल रही है। 

3. सिंह से गोचर कर रहा गुरु तुला स्थित विवाह सहम 
पर कोई दृष्टि नहीं डाल पा रहा है। 

4. शनि का गोचर कन्या में है जहां जन्म का लग्नेश गुरु 
स्थित है। उसकी दृष्टि सप्तम भाव पर भी है। सिंह से 
गुजर रहे गुरु की दृष्टि लग्न पर है। दोहरे गोचर का 
सिद्धान्त यहां लागू हो रहा है। 


दृष्टान्त अध्ययन 


Observations 

Role of transiting Moon — Moon is 
transiting in Leo and it is in RK Axis. 

Aspect of transiting Saturn on DK — DK 
Moon does not receive the Jaimini aspect of 
Saturn transiting in Pisces. 

PACofMDL/ADL with 5H/L and/or 11H/ 
Lin D9 —MDL Mercuryis posited in 5H of D9. 


Transit Marriage-22.01.1980 


म स्थान 
विवाह तारीख 
र 

5. लग्नेश गुरु सिंह में वक्री होकर मकर से गोचर कर 

रहे सप्तमेश बुध को देखकर पिया-मिलन कर रहा है। 

6. चक्री गुरु कर्क भाव से भी प्रभावी है जहां जन्मकालीन 

~ स्थित है। इस तरह यह मापदंड भी पूरा होता 
| 

7. सूर्य समेत केवल 2 ग्रह लग्न-सप्तम के इर्द-गिर्द हैं, 

जिससे यह मापदंड ठीक-ठाक तरीके से फिट हो 
जाता है। 

8. 17 जनवरी तक सप्तमेश बुध ने लग्न से गोचर करके 

इस मापदंड को पूरा किया। 
निरीक्षण 

गोचर चन्द्र की भूमिका - चन्द्रमा विवाह के दिन 
मीन में था जहां जन्मकालीन चन्द्रमा था। 

दाराकारक पर गोचर शनि की afte - शनि का 
गोचर कन्या में है जहां दाराकारक गुरु है। 

नवांश में महादशा व अन्तर्दशानाथ का 
पंचम/पंचमेश और एकादश/एकादशेश से सम्बन्ध - 
अन्तर्दशानाथ मंगल नवांश का एकादशेश ÈI 


ИЙ 
चर 
бя 
उप] 
NNNM 


Case study 47 


Analysis 

РІ MDL Rahu is posited in 7H in D9. ADL 
Venus, besides being the significator of 
marriage, is the 7L of D1. PDL Moon is in 


Guide Shri K.N. Rao + मार्गदर्शन श्री sume राव 


mutual aspect with LL Mars in D1 and 
conjunct with 7L Jupiter in D9. The 
parameter is fulfilled. 

P2 Chara Dasha AD is of Pisces and it receives 


87 


Case Studies Astrology and Timing of Marriage (a Scientific Approach) 


Birth Chart 23-12-30 14:03:00 Navamshe (spouse) Transit Маліасе-07.01.1958 
[ром | 
as 


DK | 
KN | 
uP | 
pe | 


the aspect of UP Virgo and DP Sagittarius. Leo from where it aspects natal Venus 
The parameter is satisfied. posited in Scorpio. The parameter is 
P3 Jupiter, transiting in Leo, aspects VS satisfied. 
Aquarius, leading to the fulfillment of this | P7 5 out of 9 planets are transiting in/around 
parameter. Lagna and 7H, satisfying the parameter. 
P4 Saturn is transiting in Scorpio ~ the sign | P8 LL Mars was transiting in 7H till 3४ January, 
where natal 7L Venus is posited. Jupiter, leading to the fulfillment of this parameter. 
transiting in Leo, aspects Lagna. | Observations 
Considering the retrogression of transiting Role of transiting Moon — Moon is 
Jupiter, it is effective from Cancer - the sign | transiting in 7H. 
where natal LL Mars is posited — and aspects Aspect of transiting Saturn on DK — 
natal 7L Venus posited in Scorpio. The | Saturn is transiting in Scorpio — the sign where 
parameter is met. DK Venus is posited. 
P5 LL Mars was transiting in Libra till 3५ January PAC of MDL/ADL with 5H/L and/or 
and it was aspecting 7L Venus, transiting in | 11H/L in D9 — MDL Rahu is in mutual aspect 
Capricorn. The parameter is fulfilled. with 5L Saturn and ADL Venus is poslted in 11H 


Рб Transiting Jupiter is in retrograde motion in | ~ aspecting 5H - іп D9. 


Birth Chart 23-12-30 14:03:00 Navamsha (spouse) Transit Martiage-07.01.1956 


दृष्टान्त - 47 वह सप्तमेश गुरु के साथ है। इस तरह तीनों दशानाथ 
विश्लेषण विवाह की अनुमति दे रहे हैं। 
1. महादशानाथ राहु सप्तम भाव में है। अन्तर्दशानाथ | 2. चर अन्तर्दशा मीन को कन्या स्थित उपपद और धनु 
शुक्र यहां सप्तमेश भी है। प्रत्यन्तर दशानाथ चन्द्रमा स्थित दारापद अपनी दृष्टि देकर विवाह के लायक 
को लग्नेश मंगल की दृष्टि मिल रही है तो नवांश में बना रहे है। 


88 Guide Shri K.N. Rao % मार्गदर्शन श्री sr राव 


ज्योतिष और विवाह समय ( एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण ) दृष्टान्त अध्ययन 


3. सिंह स्थित गोचर गुरु कुंभ में स्थित विवाह सहम को | 7. 9 में से 5 ग्रह लग्न/सप्तम के आसपास हैं। 
देख रहा है। 8. लग्नेश मंगल ने 3 जनवरी तक सप्तम भाव पर गोचर 

4. शनि का गोचर वृश्चिक में है जहां लग्न कुंडली का करके इसे लागू किया। 
सप्तमेश शुक्र स्थित है। सिंह को भी प्रभावित करके | निरीक्षण 
TT के सिद्धान्त को सुगमतापूर्वक लागू कर А गोचर चन्द्र की भूमिका - चन्द्रमा सप्तम भाव में 
रहा है। ॥ 

5. लग्नेश मंगल ने 3 जनवरी तक तुला में रहते समय दाराकारक पर गोचर शनि की दृष्टि - वृश्चिक 
मकर में गोचर कर रहे सप्तमेश शुक्र को पिया-मिलन | में गोचर करते समय शनि दाराकारक शुक्र के ऊपर ही है। 
लायक दृष्टि दे दी थी। नवांश मे महादशा व अन्तर्दशानाथ का 

6. सिंह से गोचर कर रहे वक्री गुरु ने वृश्चिक स्थित | पंचम/पंचमेश और एकादश/एकादशेश से सम्बन्ध - 
जन्मकालीन शुक्र को प्रभावित करके इस मापदंड को | महादशा राहु की पंचमेश शनि से दृष्टि विनिमय है तो 
पूर्ण किया। अन्तर्दशानाथ शुक्र 11वें भाव में स्थित है! 


Case study 48 
Birth Chart 03-02-60 05:30:00 Navamsha (spouse) Transit Masriage-22.05.1999 


POB |Barauni 


ром | 
Vim | 
DK [Moon | 
xw | 
uP | 


p» | 

Analysis ii transiting in Taurus. The parameter is met. 

P1 MDL Sun is posited with 7L Mercury is DI. | P6 Jupiter, transiting in Taurus, does not aspect 
ADL Saturn is posited in Lagna with LL natal Venus ~ posited in Sagittarius — leaving 
Jupiter in D1. PDL Venus is a natural the parameter unfulfilled. 
marriage giver. Further, Venus is posited in | P7 7 planets, including Sun, out of the 9, are 
Lagna with LL Jupiter in D1 and it is the 7L transiting in/around Lagna and 7H. The 
in D9. The parameter is fulfilled. parameter is fulfilled. 

P2 Chara Dasha AD is of Cancer and it is 1-7 | P8 LL Jupiter is transiting in Taurus and by the 
axis with LIP Capricorn as well as with 7L beginning of July it will transit in Gemini — 
Mercury. The parameter is met. the natal 7H. The parameter 15 fulfilled. 

P3 Jupiter, transiting in Taurus, aspects VS in | Observations - 
Virgo, leadlng to the satisfaction of this Role of transiting Moon — Moon is 
parameter. transiting in Lagna. 

P4 Saturn is transiting іп Lagna — where natal Aspect of transiting Saturn on DK — DK 


LL Jupiter is placed ~ and aspects 7H. Jupiter | Moon, posited in Aries, does not receive the 

Is transiting in Taurus from where it aspects | Jaimini aspect of Saturn transiting in Sagittarius. 

natal 7L Mercury posited in Capricorn. PAC of MDL/ADL with 5H/L and/or 

Double transit is favourable to the marriage. | 11H/L in D9 — ADL Saturn is posited in 11H in 
PS Both — LL Jupiter and 7L Mercury — are | D9 from where it aspects the 5H. 


Guide Shri K.N. Rao * मार्गदर्शन श्री $e राव 89 


Case Studies Astrology and Timing of Marriage (o Scientific Approach) 


Birth Chert 03-02-80 05:30:00 Navamsha (spouse) Transit Marriage-22.05.1989 


लिकर तते 
бта | 


दृष्टान्त - 48 पिया मिलन कर रहे हैं। 
विश्लेषण 6. गोचर का गुरु (वृषभ में) धनु में स्थित जन्मकालीन 
1. महादशानाथ सूर्य लग्नकुंडली में सप्तमेश बुध के शुक्र को प्रभावित नहीं कर पा रहा है। इसलिए यह 
साथ है तो अन्तर्दशानाथ शनि लग्न में लग्नेश गुरु के मापदंड लागू नहीं होता है। 
साथ है। विवाह का नैसर्गिक कारक होते हुए प्रत्यन्तर | 7. सूर्य समेत 7 ग्रह लग्न व सप्तम के आसपास केन्द्रित 
दशानाथ शुक्र लग्न में लग्नेश गुरु के साथ है तो वह होकर अपनी सहमति दे रहे हैं। 
नवांश का सप्तमेश भी है। इस तरह तीनों दशानाथ | 8. वृषभ में गोचर कर रहा लग्नेश गुरु इस मापदंड को 
विवाह कराने में सक्षम है। पूरा नहीं करता है। 
2. चर अन्तर्दशा कर्क से सप्तम मकर में उपपद और | निरीक्षण 
सप्तमेश बुध स्थित होकर इस मापदंड को पूरा कर गोचर चन्द्र की भूमिका - चन्द्रमा विवाह के दिन 


रहे हैं। लग्न में है। 
3. वृषभ से गोचर कर रहे गुरु की दृष्टि कन्या स्थित दाराकारक पर गोचर शनि की दृष्टि - मेष स्थित 
विवाह सहम पर है। दाराकारक चन्द्रमा पर धनु में गोचर कर रहे वक्री शनि की 


4. शनि का गोचर लग्न पर है जहां लग्नेश गुरु भी स्थित | जैमिनी दृष्टि है। 
है। वृषभ स्थित गोचर गुरु मकर स्थित सप्तमेश बुध नवांश में महादशा व अन्तर्दशानाथ का 
पर दृष्टि डालकर दोहरे गोचर के सिद्धान्त को लागू | पंचम/पंचमेश और एकादश/एकादशेश से सम्बन्ध - 
कर रहा है। अन्तर्दशानाथ शनि नवांश के 11वें भाव में बैठकर पांचवें 
5. लग्नेश गुरु व सप्तमेश बुध वृषभ में एक साथ रहकर भाव को देख रहा है। 


Case study 49 


Birth Chart 06-08-70 15:00:00 Navamshe (spouse) Transit Marriage-01.12.1991 


рон | 
bx | 
EN 
uP | 
bp] 


90 Guide Shri K.N. Rao < मार्गदर्शन श्री केन्एन" राव 


ज्योतिष और विवाह समय ( एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण ) 
Analysis 


P1 


P2 


P3 


PA 


. P5 


Birth Chart 06-08-70 15:00:00 


MDL and ADL Rahu is being aspected by 
LL Mars in DÍ and in D9 Rahu is posited in 
Lagna. PDL Venus, besides being the 
significator of marriage, is the 7L of DÍ and 
in D9 itis in mutual aspect with 7L Mercury. 
The parameter is met. 

Chara Dasha AD is of Gemini and it receives 
the aspect of DK Venus posited in Virgo. 
The parameter is satisfied. 

Jupiter, transiting in Leo, casts its fifth aspect 
on VS in Sagittarius. The parameter is 
fulfilled. 

Saturn is transiting in Capricorn from where 
it aspects LL Mars posited in Cancer. Jupiter 
is transiting in Leo from where it does not 
get connected either to Lagna/LL orto 7H/ 
L. The parameter remains unsatisfied. 

LL Mars and 7L Venus were transiting 
together in Leo till 21* August, thus leading 


Navamsha (spouse) 


दृष्टान्त - 49 
विश्लेषण 


1. 


महादशानाथ सूर्य लग्न कुंडली में सप्तमेश बुध के 
साथ है तो अन्तर्दशानाथ शनि लग्न में लग्नेश गुरु के 
साथ है। विवाह का नैसर्गिक कारक होते हुए प्रत्यन्तर 
दशानाथ शुक्र लग्न में लग्नेश गुरु के साथ है तो वह 
नवांश का सप्तमेश भी है। इस तरह तीनों दशानाथ 
विवाह कराने में सक्षम है। 


, चर अन्तर्दशा कर्क से सप्तम मकर में उपपद और 


सप्तमेश बुध स्थित होकर इस मापदंड को पूरा कर 
रहे हैं। 


. वृषभ से गोचर कर रहे गुरु की दृष्टि कन्या स्थित 


विवाह सहम पर है। 


Guide Shri K.N. Rao + मार्गदर्शन श्री ue राव 


दृष्टान्त अध्ययन 


to the fulfillment of this parameter. 

Jupiter is transiting in Leo from where it 
does not aspect natal Mars posited In 
Cancer. The parameter is not met. 

6 planets, including Sun, out of the 9, are 
transiting in/around Lagna and 7H. The 
parameter is fulfilled. 

7L Venus will transit in Lagna from 27" 
December. The parameter is met. 
Observations 

Role of transiting Moon — Moon is 
transiting in Virgo — the sign where natal Moon 
and natal 7L Venus are posited. 

Aspect of transiting Saturn on DK — DK 
Venus posited in Virgo does not receive the 
Jaimini aspect of Saturn transiting in Capricorn. 

PAC of MDL/ADL with 5H/L and/or 
11H/L in 09 — MDL and ADL Rahu is conjunct 
with 5L Mars in D9. 


P7 


P8 


जन्म स्थान | स्थान |अम्बाला 
01.12.1991 


Transit Marriage-01.12.1691 


m 
NM 


Es सिंह | 

аа mm | 

4. शनि का गोचर लग्न पर है जहां लग्नेश गुरु भी स्थित 
है। वृषभ स्थित गोचर गुरु मकर स्थित सप्तमेश बुध 
पर दृष्टि डालकर दोहरे गोचर के सिद्धान्त को लागू 
कर रहा है। 

5. लग्नेश गुरु व सप्तमेश बुध वृषभ में एक साथ रहकर 
पिया मिलन कर रहे हैं। 

6. गोचर का गुरु (वृषभ में) धनु में स्थित जन्मकालीन 
शुक्र को प्रभावित नहीं कर पा रहा है। इसलिए यह 
मापदंड लागू नहीं होता है। 

7. सूर्य समेत 7 ग्रह लग्न व सप्तम के आसपास केन्द्रित 
होकर अपनी सहमति दे रहे हैं। 

8. वृषभ में गोचर कर रहा लग्नेश गुरु अगामी जुलाई के 
प्रारम्भ में मिथुन में प्रवेश होगा जो कि कुंडली का 


91 


Case Studies Astrology and Timing of Marriage (a Scientific Approach) 
सप्तम भाव हे। फिलहाल यह मापदंड खरा नहीं | दाराकारक चन्द्रमा पर धनु में गोचरकर रहे शनि की कोई 


этеп जैमिनी दृष्टि नहीं है। 
निरीक्षण नवांश मे महादशा व अन्तर्दशानाथ का 
गोचर चन्द्र की भूमिका - चन्द्रमा विवाह के दिन | पंचम/पंचमेश और एकादश/एकादशेश से सम्बन्ध - 
लग्न में है। अन्तर्दशानाथ शनि नवांश के 11वें भाव में बैठकर पांचवे 
दाराकारक पर गोचर शनि की दृष्टि - मेष स्थित | भाव को देख रहा है। 
Case study 50 


Birth Chart 08-01-35 14:42:00 Navameha (spouse) Transit Marriage-07.02.1956 


РОВ [Kottayam 


V u/Me/Ve 


im |р 
Chara |Cap/Libra 
Vs I: 


0 
J 


Analysis February and there it received the fourth 
РІ MDL Jupiter is posited in the other sign of aspect of 7L Mars, transiting in Scorpio. 
LL Venus in D1 and in D9 Jupiter is in mutual The parameter is met. 
aspect with 7L Sun. ADL Mercury receives | Рб Jupiter is transiting in Leo and it does not 
the fourth aspect of 7L Mars in Df. In D9, aspect natal Mars posited in Virgo, leaving 
Mercury is being aspected by LL Saturn. the parameter unfulfilled. 
PDL Venus, besides being the significator | P7 4 out of 9 planets are transiting in/around 
of marriage, is the LL of D1 and it is posited Lagna and 7H. The parameter is not met. 
in Lagna in D9. The parameter is met. P8 Neither LL Venus is transiting in 7H nor 7L 
P2 Chara Dasha AD is of Libra — the sign of Mars is transiting in Lagna. Thus, the 
DKN. Further, Libra receives the aspect of parameter is not satisfied. 
DK Saturn posited in Aquarius, which | Observatians 
happens to be the UP also. The parameter Role of transiting Moon — Moon is 
is fulfilled. transiting in Sagittarius and it was with 7L Mars 


P3 Jupiter, transiting in Leo, does not get | in RK Axis in Scorpio — the natal 7H — till the 
connected to VS in Gemini, leaving this | previous day. 
parameter unsatisfied. Aspect of transiting Saturn on DK ~ DK 
PA Saturnis transiting in Scorpio — the natal 7H | Saturn is posited in Aquarius and it does not 
— from where it aspects not only natal LL | receive the Jaimini aspect of Saturn transiting in 
Venus but also Lagna. Jupiter is in retrograde | Scorpio. 


motion in transit in Leo. Thus, it is effective PAC of MDL/ADL with 5H/L and/or 11H/L 
from Cancer from where it aspects 7H. | in D9 — MDL Jupiter is the 11L of D9. ADL 
Double transit clears the marriage. Mercury is the 5L of D9 and it is placed in 11H 


P5 LL Venus was transiting in Aquarius till 4^ | from where it aspects 5H. 


92 Guide Shri K.N. Rao % मार्गदर्शन श्री केन्एन राव 


ज्योतिष और विवाह समय (एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण ) दृष्टान्त अध्ययन 


07.02.1956 


/शु 


Birth Chart 08-01-35 14:42:00 Navamsha (spouse) Transit Marriage-07.02.1956 


^ 


E 


UE] 
= 
ला 
हनि | 
हिल] 
= 
LN 


mer | 
m 
ра] 
и 
NNNM 


वृश्चिक से गुजरते हुए सप्तमेश मंगल ने चतुर्थ दृष्टि 
डालकर पिया मिलन की शर्त को पूर्ण किया था। 
1. महादशानाथ गुरु लग्नेश शुक्र की दूसरी राशि में है| 6. सिंह का गोचर गुरु कन्या स्थित जन्मकालीन मंगल से 
जबकि नवांश में सप्तमेश सूर्य से परस्पर दृष्टि विनिमय| कोई LS नहीं बना पा रहा है। 
है। अन्तर्दशानाथ बुध को सप्तमेश मंगल की चतुर्थ 7. 9 में से 4 ग्रहों का गोचर लग्न और सप्तम के 
दृष्टि मिल रही है। नवांश में बुध पर लग्नेश शनि की आसपास है। 
दृष्टि है प्रत्यन्तर दशानाथ शुक्र स्वयं लग्नेश है और | 8. विवाह से तुरन्त पहले न तो लग्नेश शुक्र का गोचर 
दूसरी ओर नवांश के लग्न में स्थित है। इसलिए यह सप्तम पर था और न ही सप्तमेश मंगल का लग्न पर। 
मापदंड यहां लागू होता है। इसलिए यह मापदंड पूरा नहीं होता है। 
2. चर अन्तर्दशा तुला में दाराकारक नवांश स्थित है, और निरीक्षण 
कुंभ स्थित दाराकारक शनि की भी उस पर दृष्टि है।| गोचर चन्द्र की भूमिका - चन्द्रमा का गोचर धनु में 


कुंभ उपपद भी है। है। वह एक दिन पहले वृश्चिक में सप्तमेश मंगल के साथ 
3. सिंह में गोचर कर रहा गुरु मिथुन स्थित विवाह सहम राहु/केतु अक्ष पर था। | 
से कोई सम्बन्थ नहीं बना पा रहा है। दाराकारक पर गोचर शनि की दृष्टि - कुंभ 


4. शीन का गोचर वृश्चिक यानि सप्तम भाव से हो रहा | स्थित दाराकारक शनि पर वृश्चिक से गोचर के शनि कौ 
है। जहां से वह लग्नेश शुक्र के साथ ही लग्न को भी | जैमिनी दृष्टि नहीं है। 
देख रहा है। वक्री गुरु सिंह से गोचर करते हुए भी नवांश मे महादशा व अन्तर्दशानाथ का 
कर्क से सप्तम भाव को देखकर दोहरे गोचर के | पंचम/पंचमेश और एकादश/एकादशेश से सम्बन्ध - 
सिद्धान्त को लागू कर रहा है। महादशानाथ गुरु नवांश के एकादशेश है तो अन्तर्दशानाथ 
5. लग्नेश शुक्र 4 फरवरी तक कुंभ में था और उस पर | बुध पंचमेश होकर 11वें भाव में स्थित हैं। 


Guide Shri К.М. Rao > मार्गदर्शन श्री wu राव 93 


Additional cases Astrology and Timing of Marriage (a Scientific Approach) 


Cha pter -4 
Additional cases 


Case TOB Vim Chara 
| ००॥ | 0008 | asna |" [0K oen] ७० | or | 
51 [posee | 10:48 | Dami [Aqua] Aries [2606-1961] Me/Saliu | कण | Sag [Ven] Ares [Сарп Libr 


sr peso PE тө [сек esr ae ७७० e er 


3 |05-02-195: Delhi Lea | Scor | Libr 
2-07-196 Delhi 

2-04-195, Calcutta | Arie 
2-08-195 Ari 


5-05-196 Delhi Tau |01-12-1991 | Ma/Ve/Me | Sag/Cap | S 


a Lib | Lib |22-08-1991 | Se/Ra/Me 
шш s 
априг 03-12-1979 | Ke/Ju/Ju | Pis/Sag | Са 
Sultanpur | Vir | Aqu |27-02-1956 | Mo/Sa/Me | Sag/Cap | Апе | Mar 
mbala 18-11-1967 | Ra/Sa/Mo | Cap/Sco 
5-04-1965| 13:4 26-08-1991 | Ra/Sa/Su | Pis/Tau 
17-06-1956] 15:1 Agra Lib 15-12-1979 | Ju/JuJu | Cap/Ari | Ari | Su 
15-12-1951] 16:45 | Agra Can |15-12-1979| Sa/Ra/Sa | Cap/Lib 


re | ai ha 
Delhi Sag | Sco Can/Ari | Ari 
[es [16-12-7957] 03:46] Da ы | Aqu [17-05-1980  RaLuIMe | AquiSag | Le 

Сап | Seg [09-07-1980 | матаіѕа | РЫМ 
| De teo | Sco [21-07-1992 намоа | Capisco | Tau 


e 


o 


Ф 
>l>lo|lo 
ERE 


(0160 


BBG 

Paes 
ИНН 
орс 


H 
t 
с 


06:50 
23:05 
8:3 


о 


7 


= 
= 
№ 


H 
£o 
o 
o 
o 


o 


9-12-196 


© 
Oo 
» 

o 
o 
© 

o 
г- 
Ф 
о 


о 
a 
о 
е) 


0. 


o 
e 
o 


3-02-193 
2-12-194 


< [o |< 
с 
m 
fb 
3 


71५ 
Ag 
| 
alo 


N 
o 
o 
zx 
QO 
oj о © 


= 
о 
сл 
[^] 
= 


41 


о 


| $ 


STN 
ER 
© 
A 
A № 
© >| > 
© 
© 
U 


№ 


00:52 


o 
Ф 
o 


EH 
99 
a 


© 
© 
alo 
c 
= 
A 
o 
Ф 


о 


c 
o 


ШИШ ИЩ 
H 
z 
9 
H 
о 
X 


[e] 
D 
3 
с 
3 
г> 
छः 
Bg 
c 
г 10 A 
о |5 2 
о |5 = 


El 
t5 
со 
EH 
=| | 0) 
ois 
mE 
D 
ПЁ 


0 


~ 

[e] 
Ф 
o 


D jD 919 
Bis Rye 
г 
c 
[e] 

2 


Qji« 

m 

2 
TL [o 
o |o SE: 


2 
Calcutta | Vir 27-07-1968 | Me/Juive | Cap/Sco 
Lucknow | Sco | vir [18-11-1967 ме/МоМе | Can/Tau | Sa 
hagalpur Ari | 27-04-1957 | Su/Su/Me | Lib/Sag 
Delhi [Cap | Aqu [24-01-1996 | меба | ७7०८ 
Lucknow an | 15-11-1991 | Gem/Aqu | Gem 


वि 
c |с jo 


7 


с 


18:4 
16:3 


a 
© 
ә 


3-08-196 
1-08-195. 
2-12-195 


N 
© 


о јо [© 5 


= 


> 
c 
oz 
© 
В 
D 
c 
| 
o 
е 


au | 04-02-1980 | Ve/Ma/Mo| Lib/Vir q 
Lib |04-02-1980 | Mo/Ra/Me | Pis/Gem | Cap 


0-06-1926| 02:13 |Lakhimpur| Ari 9-01-1956| Ju/Ra/Sa | Leo/Sag | Ari 


ы 


м | м E A 

—a|eimjie[lo 

e[o|e|m 

c 

Ф 

о 

В 

ET 


५0 

9 
Q D 
5 3 
z 3 


1-11-197 Agra | Сет 22-06-2004 | Ra/Ve/Ju | Aqu/Sco 
81 |14-07-193 Eluru Re/Ra/Ke Tau | Ven] Ca 


82 |12-03- 07:40 Delhi 


83 [ucotoer| 23:05 | Det 


H 
a 
"Е 


= 
з 


= 
oe 
о 
№ 
> 
с [ao 


q 


r 
Ф 
о 


94 : Guide Shri K.N. Rao * मार्गदर्शन श्री wu राव 


S6 


T1 чим buoy 
MN 'HE 
TZ чим buoy 


bh ‘hop Ws ыкышн « OBY "МУ LYS 9pino 


N 
со 


о |o |o 
ror [o 


шю (о 
७ I~ [rm 


e [e 
~ |r 


~ e 


T 


^ 
EIN 


чл Buyosdsy 


T1 чум 500४ 


xiBupedsy | + 


(७७०७४ ५00 h ) шш BIRR} 20६ घाय 


Additional cases Astrology and Timing of Marriage (a Scientific Approach) 


| оом | cathe | бшм | ४३ ०८०७४ ५ | oF | 
Ea 
[2000 | De | can | Leo [1005-192] RasuMe | Pis/Gem | Sco [en [Gem | Ar | | 
[29 [16091955] 14:05 | Amar | Sag | Can [09-12-1979 ४७९७५६ | LibiCen | Cap [ven] Сар | Tau | Seg 
oo [13121951] 23:25 | Srinagar | Leo | vi [20-17-1070] Jukema | [01०० | Tau | Mo | ti 
[Sco | Sag [28-11-1979] ०५७०७० | 0807७ | Pis |маг| Agu 
Mer Ta 
Tau [wer | vir | Pis [5७] 
KN Can [sup] Lea | Pi | 


г 


|> | 
c 


11 
осн | Leo [Var Сап | Can | Ar 
1 


[0549 | Nagai _ : [an 
[ 95 [04-05-1968] 22:02 | пет [Sag | Ап Mer| Cap 
Delhi [бет] Pis | PisiGem | Vir (७ | Ari | Сап | An | 
[эв [1509-1954 [ 0424 | E [ Pis | Sao | 
KN Sco | Lib [Pis [Mar] tio Ar | Vir 
| Dam [tib | Cap [12-03-1992] VerJuMe | AquiGem | Aqu [Mar | Lib 
| Sultanpur | Gem Ай/Таџ Ar | бет 
Delhi Sco | Aqu Leo/Aqu | Aqu | Mer| Cap | Gemi 
ip 
14-09-1679 PisrPis | Ari [er Gem 
Lib | Tau Leo Leo | Pis | 
Delhi Gem | Sat 
[sat tib [ Aqu | Sco | 
Delhi [Cap | Сар [25-04-1992 ES 
09-07-1963 Dahi [ Sco [Sag 
Can | Sca [Man] Tau | Aqu | Sco | 
Ub | Cap [Sas | 
Can 
Vir | Tou [Sco [Sun] Ar | Sag 
An [Sag] 
Leo Em 
Tau | Can 
25-05-1961] 0635 Can [Pis | 


4 


| 
119 04:30 | Lucknow | Ani Таш [Pis [Mar 
120 ана | vr | Pis | 

SEES 
00 | Mumbai | Sco | Vi Mon] Gan 
отв De | Ari Sag 


9 
124 |08-12-1940| 20:30 Pd Leo |18-08-1968 | Ve/Ve/Mo | Pis/Sag | Ari | Mer 


N 
N 
[=] 
m 
б 
Ф 
Ux 
© 
a 
= 
гч 
© 
© 
g 


№ 


H 
2 


¥25 [14-66-1567 0037 | Mumbai | Agu | Тай Tau [Man] Gem 
1 Сар [02021068 GemvTau | Sag | Sat | Cap 
7| 07: Leo 04-05-1992 ScolVir | Can | Mer] Tau 


96 Guide Shri K.N. Rao % मार्गदर्शन श्री were राव 


अतिरिक्त दृष्टान्त 


ज्योतिष और विवाह समय ( एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण ) 


| 89 | 
| 9 | 


z 
R 
2 
g 


ШШ 


di 
didi 
ЕЕК 
Fl 


v 


= 
E E | 
~ ~ 
2 2 
5 Š 
o =} o 
Ф Ф 
Qa е. 
2 o 

« 

T 


T 
N 


Aspecting LL 
Along with LL 


Along with 7L x 
Lagna 


x 
x 
ДЕА 
5 
i 


КЕ 
- 
а 
| 
2.5 
-। ठ 
©|@ 
o 
ч 
ү 


97 


Guide Shri К.М. Rao < मार्गदर्शन श्री mer राव 


Additional cases Astrology and Timing of Marriage (a Scientific Approach) 


20-02-1963] 20:15 | Delhi | Vir | Aqu |12-06-1992| Ra/Ra/Ju | ArilLib | Sag | Su 
Punch | Pis | 02-12-1991 | Ju/Ju/Sa | Leo/Leo 
00:18 | Deli | Cap | Can [30-09-1979] Ke/Ra/Sa Cap | Su 


PisiSag | Leo 


05-02-1956 Calcutta АашСап 
1-08-1962 Can [M 

07:59 гота | Sco | 

14-02-1956 Firozabad Aua/Tau | Sco | 
Solan Sco Li Aqu 

0207-1969 (००० | Sag | 
17-10-1945| 13:35 | Allahabad | Cap Tau 
ло | Sco | 
23-09-1952 Ujjain Pis/Ari ib 
41-11-1960] 11:00 [Bhagalpur| Cap Ari 
А EN 
[109 | Demi | A | Cen [22-01-1980] кемеа | com | vir | а 
[082 | Nazira | cap EJ 
[Sun] Cap | tib | Pis | 
ESET 


1800 | se | Сар 
Sco [Сә Mon] ла 110 Гре | 


15-11-1960 d Gem |15-01-1992| Ra/Ve/Sa | Tau/Cap | Pis [Ven] Tau | Sco | 
ЖОШ e pena pasen pes m 


16-02-1968 
09-10-1991 Сап ао 
1 


о 
[e] 


N 


[^] 
o 


a 
3 


[ж 


о 
о 


157 |02-09-195 | Pis | Sag [10-05-1980 Can/Tau Ve 
506-196 [ms [ vr [1512199 
6 


{| 


Ап | Tau |15-02-1956 Sco/Ari | Lib [ven] Сап | Tau 
c ण b 
162 Kotiayam | Vir |. Vi 
163 Madras | Leo | Ап [15-06-1956 Sco/Sco | Tau | Mer] Lib | Tau 
o 


= 
7-08-194 од са 15-09-1968 | Ju/Ju/Ju | Aua/Pis Sat| Ari Aqu 


165 [25-06-1942] 11:15 | Delhi Sco |12-12-1967| Sa/Ra/Ra | SaglPi | Can |ve 
1545| Sisi | Сап | Lib |02-06-2004| Me/Ju/Ju | Ari/Sag | Can [Monl ib 
167 17:40 | Jodhpur Can |21-11-1991| Ju/Ju/Ju | Sco/Pis | Aqu 


98 Guide Shri K.N. Rao * मार्गदर्शन श्री Som राव 


[28 35^) 


М 1 
169 Aqu [16-07-1960 Tau cep 
М 1 


e 


0-06-193 


Nj о 
-^[-[t[ o [a 


о 


8-03-196 


अतिरिक्त दृष्टान्त 


ज्योतिष और विवाह समय ( एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण ) 


99 


कील A 


* मार्गदर्शन श्री केन्एन राव 


^ 
ks 


xps poe EE ШЕ 
UN Е 


Guide Shri K.N. Rao 


Additional cases Astrology and Timing of Marriage (a Scientific Approach) 


oo | 0०० | basna |v |x forn vr | oP | 
[oase | moore | we | vw [1909-15 [ JuverSs vera Sco [mer 
[мег 
170 10-04-1951 Aqu [Mon] Pis | 
171 |16-09-1919[ 19:30 | Deihi | Leo | Mo | 


06:55 [Alanabad | Cap | ға 
[0555 [Alanabad | Sag | Con [1407-1080] 5а/5айме | Leo/vir | Sag |мәг| Cep | Pis | 


New 
174 |27-01-1950| 04:26 | Rochelle, | Sco 23-08-1980 | Ra/Sa/Ju | Can/Sag | Can | Sun| Tau | Ari Vir 
NewYork 


тв [75-06-1068] 0500] рен | 24-11-1861 | молеа E 

176 |07-01-1943| 22:46 joo 19-04-1968 | Ra/Me/Ve | Cap/Tau 

ar peser vw [e [хь [vn [ese re oem [n [o 
ч о 


UE eo | 
180 [14-12-1961] 23:50 | Delhi | Leo | Sco [09-05-1987 | ме/ме/ме | Cap/Lib | vir Ади | vir 
Ei 
08-42-2004 E 
[Set | Ar [Leo | Pis. 
Kanpur [Ад | Agu [3101-1990 | VerSalVe | гола | Tau [Jup | ^vi | Sco | 
[Seg | A 22-05-1966 | иим | Уно | vir [Mar 
06-08-1955 2512884 
17-08-1936] 02:05 |Lahore-Pa| Gem | Sco |07-10-1968 Ari |Sun| Ari | Sco | Lib 
Sag [Маг Сап 
Deni Tau | Pis | Lao [wo | | ub | Ps | 
Deni [ Ps | Vir [1-05-1904 


192 |25-01-1955| 00:41 x cen Lib | aqu |18-11-1979| Ra/Su/Me Sco | Jup | Can 
193 |29-05-1956| 08:42 | Ujjain [бет | Tau |06-12-1979| Ra/Ju/Ke | Pis/Gem | vir |Jup| Ari 
0209-1991 1340 2511198) | Jus ave 


195 |19-03-1965| 04:00 Delhi Cap | Tau |23-11-1991 | Ju/Ju/Ra | Lib/Can | Leo |Sun| Leo | Leo | Sco 
Secunder Vir | Ps | 17-11-1991 | Ra/Ve/Ve | Cap/Lib | Lib ме | | Pis | Aqu | Cap 


E 
№ 


Pis/Sag 


196 |02-12-1962| 01:45 


Ses | 
[мо | 


ЕЛЕЕ rors poro | awc | vr [мә ea Ps | 
Augastine 


[1609 [Коари [Ап | Sco | 


29-09-1956] 06:00 | Hoshierpu ES 30-03-1980 | Me/Ve/Mo | Sco/Cap | ४० | 


ее | 


100 Guide Shri K.N. Каа % मार्गदर्शन श्री केन्एन० राव 


अतिरिक्त दृष्टान्त 


ज्योतिष और विवाह समय ( एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण ) 


4 x z = J E 4 
Alla Ф =~ E ps पि a 
m о о a £ o @ 
Eel? "१333: || = 2 |212 मे | | §| §| उ |< | $ ०5 5 -- 19 
Belz SIN BIT 215 £ £ ©|о|б|в|е|е| ellz o eloilglir 
Ф = 8 = || Ф| [7] "= ojo o Ф Ф [e] 
a| 213 2 20200 30. "ES -|- 2| |а &| |J 
o|r[ao ы a 9 a a 
<| |2 x} |< 2| |< < 

HE o | г | міо च ~ 

gs ~ NIN ~ со | с | со | о © 

hE = em = २2२2२ = 


101 


Guide Shri K.N. Као % मार्गदर्शन श्री ешт राव 


Additional cases Astrology and Timing of Marriage (a Scientific Approach) 


| сом | оул | sasra | ७७ [DK foka] uP | ० | 
EI 
[20 [os 12-1659) 155 | Indore | Ай | Leo | 207-1060 [vanes] cert | Sag [Мег 
Soo 
[20 [reos-rse[ 0630 | Weert | Pis | 


Fs | 


Mirzapur | Cap 


102 Guide Shri K.N. Rao ** मार्गदर्शन श्री केन्एन० राव 


ज्योतिष और विवाह समय ( एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण ) अतिरिक्त दृष्टान्त 


pe 6 eem em pe ИГИ 

Д Lm EE 
जाहल EUER RE SEM EC ==, 
S IC ИИ ЕКИ СНИ КИ Е 
ee КИЖИКИКИ чиш иш. 


E 


2_ 


a 


>< 


X | X] m |x 
210 + | ¥ Pv | + | y f Connected | १ 
EH IRE 7H 

м 


Guide Shri К.М. Rao * मार्गदर्शन श्री के्एनः राव 103 


Case Studies 


Astrology and Timing of Marriage (o Scientific Approach) 


Chapter - 5 


Conditional Dasha 


Dash System 

Dasha system, basically, means ‘Timing of 
the fate of human beings based on the position 
and condition of the planets at birth'. 

Horoscopic chart, which gives the planetary 
positions at the time of birth of a person displays 
a static picture whereas the dasha adds the 
dynamic aspect to it. The promise which is 
indicated in a horoscope attains fruitions when 
an appropriate dasha operates. The dasha, thus, 
helps in timing the events. Dasha system is a 
tool unique to the Hindu Astrology. Dasha is 
either Nakshatra based like Vimshottari, Yogini 
etc. or Rashi based like Chara and Sthira dasha of 
Jaimini Astrology. Then there are dasha which 
are combinations like Kaal Chakra Dasha, where 
counting is done on the basis of nakshatra but 
the dashas proceed according to rashis. 

Our Sir, Shri K.N. Rao, bestows the title of 
"King of Nakshatra dasha" to Vimshottari Dasha, 
whereas Kaal Chakra Dasha is the "Emperor of 
All Dashas" according to him, and even if the 
degree of Moon is wrong by a second in then 
there is a possibility of huge errors. 

It Is said that Maharishi Parashar has given 
54 dasha and 
Jaimini Rishi 44 
dashas. Some 
dashas have been 
classified as 
conditional dasha 
as they are applied 
only when planets 
are positioned in a 
chart in a some 
unique style e.g. 
more then 4 
planets in Kendra 


104 


Birth Chart 23-12-02 07:23:00 


Navamsha (spouse) 


(Mandook dahsa); 10" L in 10* Н (Chatursheeti 
Sama Dasha) and so on. 

Using the conditional dasha is what our 
teacher says, sending of a patient for various 
tests before the final prognosis. Our faculty 
members have worked on a few of these dasha 
systems as mentioned in 27 chapter. We have 
quoted from their books the techniques of 
applying these dashas. In this chapter we present 
for you 2 examples of each of those dashas 
namely. 

> Dwisaptati Sama Dasha 

> Chatursheeti Sama Dasha 

> Dwadshottari Dasha 

» Shashtihayaani Dasha 

> Shodashottary Dasha. 


1. Dwisaptati Sama Dasha 


Ex. | Charan Singh; (Ref. page 81 of book 
Predicting through Dwisaptati Samo Dosha) 
DOB - 23-12-1902; TOB - 07:23 am.; POB - 
Meerut (U.P); DOM - 25-6-1925 

Marriage took place in the dasha of Sun/ 
Mercury. Sun is the ninth lord and is placed in 


Transit Marrisge-26.06.1925 


Guide Shri K.N. Rao 4* मार्गदर्शन श्री केन्एन> राव 


ज्योतिष और विवाह समय (एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण ) 


Birth Chart 06-07-46 07:48:00 


his lagna and is 
conjoined with 
the seventh 
lord, Mercury. 
Both of them are 
aspecting the 
seventh house, 


which is the 
house of 
marriage and is 
what is 


दृष्टान्त अध्ययन 


Transit Marriage-05.11.1977 


02 | 03 
2H y E 


traditionally 
known as 'Kalatra Sthan'. Sun is second lord and 
Mercury gets placed there. 
VD-Rahu/Sun/Jupiter; CD-Leo/Virgo; VS- 
Lib; DK-Saturn; DP-Gem; UP-Cancer; DKN-Aqu: 


Ex. 2 George W. Bush; (Ref. page 122 of book 
Predicting through Dwisaptati Sama Dasha) 
DOB – 06-07-1946; ТОВ - 07:46 ат.; РОВ – 
New Haven CT USA.; DOM - 05-11-1977 

He married Laura Welch, a school llbrarian. 
Dasha was Moon/Venus/Sun. Moon is lagna lord 
and Venus Is aspecting his seventh house. Moon 
is with second lord of navamsha horoscope also. 
Moon is aspected by his seventh lord Saturn. In 
Navamsha Moon is with Second lord and 
pratyantra dasha lord was Sun, who is the second 
lord of his birth chart and is again placed in the 
second house of navamsha. 

VD-]/Me/J; CD-Cap/Lib; VS-Sagi; DK-Sat; 
DP-Cap; UP-Leo; DKN-Leo: 


П. Chatursheeti 
Sama Dasha 


Birth Chart 11-09-68 12:46:00 


Ex. | (Ref. page 
77 af baok 
Predicting 
through 
Chatursheeti 
Sama Dasha) 
DOB - 11-09. 
1968; ТОВ - 


Ke Ve 
Me 


Guide Shri K.N. Rao % मार्गदर्शन श्री әл राव 


Navamsha (spouse) 


NW Ex. 1 m E = КЗ 
Ref. page 77 
Su As Ve 


fast ton ON БЕШ КЕИ ЕСШ БС ЕШ БЕШ ИЕ 


- Shahajanpur; DOM - 18-11-1995 

He got married in CSS of Mars/Venus/Sun. 
Mars is lagna lord and is aspecting 4^ house 
while Venus is the seventh lord. In Navamsha 
chart Mars is aspecting fifth house, fifth lord 
Mercury and Venus Is aspected by the Lagna 
Lord, Saturn 

In Navamsha chart, Marsh is aspecting the 
fifth house and its lord Mercury and itself being 
aspected by the eleventh lord Jupiter. Venus is 
placed in the fifth house in association with lord 
Mercury and is aspecting the eleventh house. 

VD-Mo/Sat/Ju; CD-Vir/Ari; VS-Cap; DK-Sat; 
DP-Cap; UP-Leo; DKN-Ari: 


Ex. 2 Sanjay Gandhi; (Ref. page 99 of boak 
Predicting through Chatursheeti Sama Dasha) 
DOB - 14-12-1946; ТОВ - 09:27 AM.; РОВ - 
Delhi; DOM - 29-09-1974 


He got married in CSS of Jupiter/Venus/ 


Transit Marriage-18.11.1995 


гот [oz[os 


105 


Case Studies 


Birth Chart 14-12-46 09:27:00 


Navamsha (spouse) 


Mercury. Jupiter is associated with karak of 
marriage, Venus. Jupiter is also aspecting the 
seventh house from Moon and Venus. In 
Navamsha Chart Jupiter is aspecting Lagna and 
Lagna Lord, Saturn. Jupiter is also associated 


Astrology and Timing of Marriage (a Scientific Approoch) 


Transit Marriage-29.09.1974 with Venus in 
Taurus (fifth 
house). Venus is 
karaka of 
marriage. In 
Navamsha chart 
Venus is 
aspected by the 
Lagna lord, 


Saturn. Venus is 
placed in the fifth 
house (own 
house). 

Dasha lord Venus and Jupiter are placed 
with eleventh lord Mars in the fifth house are 
aspecting the eleventh house in Navamsha chart. 

VD-Moon/Mars/Sun; CD-Lib/Vir; VS-Sco; 
DK-Mars; DP-Virgo; UP-Leo; DKN-Taurus: 


Ill. Dwadashottari Dasha 


Ex. 1; (Ref. page 35 of book Predicting through 
Dwadashottari Dasha) DOB - 21-08-1979; 
ТОВ - 03:00 am.; РОВ - Delhi; 
DOM - 14-01-2004 

On 14.01.2004 this TV presenter was 
married. The dasha was Mars/Moon. Mars is in 
the ascendant aspecting the 7H. Mars is the 7L 
of Navamsha. Moon is the 2L of natal chart in 
conjunction with 7L Jupiter and in the Navmasha 
Moon is placed in the 7H. 


Birth Chart 21-08-79 03:00:00 


Navamsha (spouse) 


Ex. 1 
Ref. page 35 


VD-K/R/Me; CD-Cap/Aq; VS-Sco; DK- 
Venus; DP-Aqu; UP-Sco; DKN-Ari: 


Ex. 2 Naina Devi: (Ref. page 39 of book 
Predicting through Dwadashottari Dasha) DOB 
— 27-09-1917; TOB — 01:38 am.; POB - 
Calcutta; DOM — May 1935 

She got married in Satum/Moon in May 
1935 in 7L/LL dasha. 9L and karak Jupiter is 
aspecting Sun in D/9 and she was blessed with a 
son during Sat/Sun. 

VD-]/Me/Mo; CD-Cap/Pisces; VS-Tau; DK- 
Sun; DP-Cap; UP-Lib; DKN-Ari; 


Transit Marriage-14.01.2004 


Guide Shri К.М. Rao + मार्गदर्शन श्री Sm राव 


ज्योतिष और विवाह समय ( एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण) दृष्टान्त अध्ययन 


Birth Chart 27-09-17 01:38:00 Navamsha (apouse) Transit Marriage-Mey-1935 Navmsha chart 
gives ciues to 
matters related to 
spouse Venus is 
7* lord of birth 
chart and is places 
in 7^ house of 
navamsha. Venus 
is aspected by 
Lagna Lord 
Jupiter. Moon is 
8" юга of 
Navamsha and placed in 4" house. This sub 
period of 8" lord shown obsticles. The marriage 
was fixed to be held in Moon Pratyanter and 
Moon Anter. This had to be postponed due to 
accident of husband in Sept till the pratyanter of 
Rahu arrived. 

Vimshottari dasha was Venus/Rahu/Mars. 
The marriage ceremony was fixed for 27" Nov 
1972 in the pratyanter of Moon. Moon is 8" lord 
Birth Chart 06-08-58 05:40:00 Navamshe (spouse) aringe-30.12. of Navamsha and 
the event had to be 
postponed. Venus 
is 7% lord of birth 
cahrt and a natural 
marriage giver. In 
Navamsha Rahu is 
aspected by Lagna 
Lrd Jupiter by 
retrograde aspect. 
02 | ОЗ |Rahu is a giver of 


marriage and mars 


IV. Shasti Hayani Dasha 


Ex. 1; (Ref. page 50 of boak Shasti Hayani 
Dasha) DOB - 06-08-1958; TOB - 05:40 am.; 
РОВ – Lat: 26N13 Long: 78E10 DOM - 30-10- 
1983 

VD-R/R/R; CD-Lib/Can; VS-Sco; DK-Moon; 
DP-Vir; UP-Lib; DKN-Ari: 


Ex. 2; (Ref. page 86 
of baak Shasti 
Hayani Dasha) 
DOB - 21-11-1951; 
TOB - 08:00 AM.; 
POB - Lat: 28N59 
Long: 77E42 DOM 
- 08-02-1973 
Marriage took 
place on 8 Feb 1973 L. 
in SHD of Venus/| P1 
Moon/Rahu. The 


Guide Shri K.N. Rao * मार्गदर्शन श्री Ger राव 


Birth Chart 21-11-51 08:00:00 Navamshe (spouse) 


Case Studies Astrology and Timing of Marriage (a Scientific Approach) 


is laced with 7* lord in Navamsha and aspect by VD-V/Sat/]; CD-Plsces/Sco; VS-Sco; DK- 
Lagns Lord. Moon; DP-Gem; UP-Cap; DKN-Ari: 
V. Shodashottari Dasha VD-Ma/Mo/Sat; CD-Sag/VIr; VS-Lib; DK- 


Ме; DP-Tau; UP-Sagi; DKN-Lib: 

Ex. 1; (Ref. page 21 of book Shodashottari 
Dasha) DOB - 
03-07-1976; TOB 
— 03:30 am.; РОВ 
– London; DOM - 
04-05-2003 

She was 
married on 4^ May 
2003 in the SSD of 
Moon/Jupiter. In 
Navamsha Moon 
is placed in 374 


| Ps | Pe [| P7 | P8 | 
house with lagna 
lord and aspected 


by Rashi 7" lord Mars. Mars is also 8" lord so | Ex. 2: (Ref. page 55 of book Shodashottari 


Birth Chart 03-07-76 03:30:00 Navamsha (apousa) Tranait Marriege-04.05.2003 


Me Su 
Va 


Ex. 1 
Ref. page 21 


created some trouble but no harm. Dasha) DOB - 24-01-1977; ТОВ - 04:06 am.; 
РОВ - Delhi; DOM - 11-03-2000 
Birth Chart 24-01-77 04:08:00 Navamshe (spouse) Transit Marriage- 11.12.2000 VD-Me/Ven/ 


Jup; CD-Can/Sag; 

VS-Sco; DK-Mo; 

DP-Sco; UP-Gem; 
Ex. 2 DKN-Leo: 

Ref. page 55 


108 Guide Shri K.N. Rao * मार्गदर्शन श्री тя. राव 


ज्योतिष और विवाह समय (एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण ) 


दृष्टान्त अध्ययन 


अध्याय 5 


विशिष्ट दशा 


विशिष्ट दशा का मूलतः अर्थ है “जन्म के समय ग्रहों 
की स्थिति व अवस्था के आधार पर मनुष्य के भाग्य का 
समय निर्धारण! 

जन्म समय की कुंडली ऊपरी तौर पर जन्मकालीन 
ग्रहों की स्थिति को दिखाते समय स्थिर नजर आती है, 
जबकि दशा पद्धति हमें गति प्रदान करती है। कुंडली जो 
भी वादा करती दिखाई पड़ती है, दरअसल उचित दशाओं 
में ही उसके फल जातक को मिलते हैं। इस तरह से दशाएं 
घटनाओं के काल निर्धारण में मदद करती हैं। दशा प्रणाली 
हिन्दू ज्योतिष का अचूक और विशिष्ट हथियार है दशाएं 
या तो विंशोतरी व योगिनी आदि की तरह नक्षत्र आधारित 
हो सकती हैं या जैमिनी की चर व स्थिर दशाओं की तरह 
राशि आधारित भी हो सकती है। फिर कालचक्र जैसी 
दशाएं भी है जहां गणना तो नक्षत्र दशा की तरह की जाती 
है, लेकिन वह राशि दशा 
सरीखी आगे बढ़ती है। 

श्री Hue राव 
बिंशोत्तरी को “नक्षत्र 
दशाओं का राजा” होने 
की पदवी देते हैं तो 
कालचक्र दशा को व 
“दशाओं का सम्राट' 
कहते हैं जिसमें चन्द्रमा 
को डिग्री यदि 1 अंश 
भी गलत हो तो काफी गलती हो सकती ei 

ऐसा माना जाता है कि महर्षि पाराशर ने 54 दशाएं दी 
तो जैमिनी ऋषि ने 44 दशाएं। इनमें कई दशाएं खास 
दशाएं मानी जाती हैं क्योंकि वे कुंडलियों में कुछ खास 
परिस्थितियां मौजूद होने पर ही लागू होती है। मसलन केन्द्र 
में 4 ग्रह हो तो मंडूक दशा और दशमेश दशम में हो तो 
चतुरशीति समादशा का प्रयोग किया जाता है। 

विशिष्ट दशाओं का प्रयोग ठीक वैसा ही मामला है 
जैसे अंतिम निर्णय से पहले मरीज की विभिन्न तरह से 
जांच की जाती है। हमारे शिक्षकों ने इनमें से कुछ दशाओं 
पर कार्य किया है जिसका उल्लेख अध्याय-2 में किया 


Birth Chart 23-12-02 07:23:00 


Guide Shri K.N. Rao « मार्गदर्शन श्री केन्एन० राव 


गया है। उनकी पुस्तकों से कुछ अंश लेकर उन दशाओं की 
विधि का यहां प्रयोग किया गया हे। इस अध्याय में 
निम्नलिखित दशाओं का प्रयोग 2-2 उदाहरणों पर किया 
जाता है। 

७ द्विसप्तति समा दशा 

७ चतुर्शीति समा दशा 

९ द्वादशोत्तरी दशा 

७ षष्टिहयानी दशा 

९ षोडशोत्तरी दशा 


1. द्विसप्तति समा दशा 
उदाहरण 1 चरण सिह (प्रिडिक्टिग थू द्विसप्तति 
समा दशा का पेज 87 देखें) 

उनका विवाह सूर्य/बुध दशा में हुआ। सूर्य नवमेश 


Transit Marriage-25.06.1925 


होकर लग्न में सप्तमेश बुध के साथ स्थित हैं। दोनों विवाह 
के भाव सप्तम को देख रहे हैं जिसे कि आमतौर पर कलत्र 
भाव के रूप में भी जाना जाता है। नवांश में सूर्य द्वितीयेश 
है और बुध उसी भाव में बैठा है। 
उदाहरण 2 जार्ज बुश (कृपया उक्त पुस्तक का 
पेज 172 देखें) 

उन्होंने लारा aca से विवाह किया जो कि एक 
स्कूल लाइब्रेरियन थी। विवाह के समय दशा थी चन्द्र/शुक्र/सूर्य 
की। चन्द्रमा लग्नेश है और शुक्र सप्तम भाव को देख रहा 
है। चन्द्रमा पर सप्तमेश शनि की दृष्टि भी है। नवांश में 
चन्द्रमा के साथ ат है। प्रत्यन्तर दशानाथ सूर्य लग्न 


109 


Case Studies Astrology and Timing of Marriage (a Scientific Approoch) 
Transit Marriags-05.11.1877 उदाहरण 2 ( उक्त 


DC id का येज 99 


उनका विवाह 

2 सी एसएस की 

गुरु/शुक्र/बुध दशा में 

Me 8 हुआ। गुरु विवाह के 
NE ж कारण शुक्र के साथ हे 
ird um तो चन्द्रमा व शुक्र से 
ge का द्वितीयेश है और नवांश में स्वयं द्वितीय भाव में | सप्तम स्थान पर भी उसकी दृष्टि है। नवांश चार्ट में गुरु 


। की दृष्टि लग्न व लग्नेश शनि पर है। यहां भी वृषभ यानि 
पंचम भाव में गुरु के साथ शुक्र है। शुक्र विवाह का कारक 


2. चतुशीति समा दशा HUN है। नवांश में शुक्र पर लग्नेश शनि की दृष्टि है। यहां शुक्र 
उदाहरण 1 (कृष्या fü q चतुर्शीति समा | पंचम भाव में अपनी ही राशि में है। दशानाथ शुक्र ब गुरु 
दशा का पेज 77 देखें) नवांश में दरअसल 
Birth Chart 11-09-68 12:45:00 Navamsha (spouse) Transit Marriage-18.11.1985 __ एकादशेश मंगल के 


साथ पंचम भाव में 
बैठकर एकादश भाव 
को देख रहे हैं। 


3, द्वादशोत्तरी दशा 
उदहारण 1 
(प्रिडिक्टिंग थू 
द्वादशोत्तरी दशा 
नामक पुस्तक का 


उनका विवाह मंगल/शुक्र/सूर्य को सीएसएस दशा में | पेज 35 देखें) 
हुआ। मंगल यहां लग्नेश होकर चतुर्थ भाव को देखता है| उस टीवी प्रस्तुतकर्ता का विवाह 14 जनवरी 2004 
जबकि शुक्र सप्तमेश है नवांश में मंगल पंचम भाव व | को मंगल/चन्द्रमा की दशा में हुआ। मंगल लग्न में बैठकर 
पंचमेश बुध को देख रहा है तो मंगल पर एकादशेश गुरु | सप्तम भाव को देख रहा है तो बह नवांश का सप्तमेश है। 
की दृष्टि है। शुक्र पंचम भाव में पंचमेश बुध के साथ है | चन्द्रमा द्वितीयेश होकर सप्तमेश गुरु के साथ बैठा है 
और एकादश भाव को देख रहा है। जबकि नवांश में बह सप्तम भाव में. है। 
उदाहरण -2 नैना 
देवी ( зат पुस्तक 
का पेज 39 देखें 

उनका विवाह मई 
1935 में शनि/चन्द्रमा 
को दशा में हुआ जो 
कि कुंडली के क्रमशः 


OX ж >< बह d UM 


110 Guide Shri К.М. Rao * मार्गदर्शन श्री wer राव 


Birth Chart 14-12-46 08:27:00 Navamsha (spouse) 


ज्योतिष और विवाह समय ( एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण ) दृष्टान्त अध्ययन 
Birth Chart 21-08-79 03:00:00 Navamsha (spouse) Treneit Marringe-14.01.2004 कुछ रुकावटें दिखा रहा 
है। दरअसल पहले 
विवाह को जो तारीख 
थी वह चन्द्रमा का 
अन्तर व प्रत्यन्तर दशा 
काल था। लेकिन पति 
के साथ हुई दुर्घटना 
के कारण यह सितम्बर 
तक के लिए टल गया 
और अब तक राहु का 
प्रत्यन्तर आ गया था। 
विंशोत्तरी दशा तब 
थी शुक्र/राहु/मंगल को। 
विवाह का कार्यक्रम 27 
नवम्बर 1972 के लिए 
निर्धारित किया गया था 
और कार्यक्रम रद्द करना 
чеп शुक्र सप्तमेश होने 
शनि/सूर्य की दशा में हुई। नवांश में सूर्य कर नवमेश और | के साथ ही विवाह का नैसर्गिक कारक है। नवांश में राहु 


संतान के कारक गुरु की दृष्टि ने ही यह कराया। पर लग्नेश गुरु की वक्रत्व के कारण दृष्टि है। राहु की 
विवाह दाता है। मंगल नवांश में सप्तमेश के साथ है तो 

4, षष्टिहायनी दशा उस पर लग्नेश की दृष्टि भी है। 

उदाहरण 1 (यष्टिहयानी दशा नामक पुस्तक का 

पेज 50 देखें) 


Birth Chart 06-08-58 05:40:00 Navamsha (spouse) Transit Merriage-30.12.1883 
उदहारण 2 (उक्त 


पुस्तक का पेज 86 
देखें) 

इस जातक का 
विवाह 8 फरवरी 1973 
को इस पद्धति की 
शुक्र/चन्द्र/राहु दशा में 
эп! नवांश से 
जीवनसाथी जुड़े विषय 
देखे जाते हैं शुक्र जन्म 
कुंडली का सप्तमेश है 
तो नवांश में सप्तम भाव 
में ही है। शुक्र पर 
लग्नेश गुरु की दृष्टि 
है। चन्द्रमा नवांश का 
अष्टमेश है जिस कारण 


Guide Shri K.N. Rao मार्गदर्शन st were राव 111 


Case Studies Astrology and Timing of Marriage (a Scientific Approach) 


5. षोडशोत्तरी दशा Birth Chart 03-07-78 03:30:00 Transit Marriage-04.05.2003 
उदाहरण 1 (कृप्या БОА 
बोडशोत्तरी दशा pus 

नामक पुस्तक का 

पेज 27 देखें) 


उनका विवाह 4 
मई 2003 को हम 
विशिष्ट दशा की 
चन्द्रमा/गुरु को दशा 
काल में हुआ। नवाश 
में चन्द्रमा अष्टम भाव 
में है और जन्मकुंडली 
के सप्तमेश मंगल की 
उस पर दृष्टि है। मंगल 
चूंकि अष्टमेश भी है, 
इसलिए उसने अड्चन 
को पैदा की, लेकिन 
कोई नुकसान नहीं 
किया। 
उदाहरण 2 (उक्त पुस्तक का पेज 55 देखें) 


ө: 


(> 


112 Guide Shri К.М. Rao 4 मार्गदर्शन श्री केन्एन० राव 


ज्योतिष और विवाह समय (एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण ) 


दृष्टान्त अध्ययन 


Chapter - 6 


Observations 


The Indian Premier League (IPL) matches 
are the hot topic of discussion in all homes, 
public places, meets etc. So it popping up during 
our astrology classes was a natural phenomenon. 
In his typical humorous style sir narrated the 
episode where the world's finest spinner and 
captain of Rajasthan Royals infused so much of 
confidence In his new comer and relatively 
inexperienced baler that he went ahead to take 
the wickets of some of the finest world class 
batsmen. This not only led them to winning the 
match it has also taken them from the position 
of under-dogs to the top of the point tally. 

In our class, during our research session, sir 
instilled in us so much confidence and aroused 
our curiosity so much that all of us started looking 
at the horoscopes with a renewed interest. This 
resulted in a lot of observations by our co- 
researchers and these are listed below: 


Observation by B. Shobha: Role of PDL, 
Moon and Rahu 
The following three observations made by 
Shobha are based on the analysls of the transit 
positlons of planets at the tlme of marriage, in 
107 charts. 
Ш The first observation is about the role of PD 
lord at the time of marriage. 
In 70 cases out of 107 PD lord was found to 
have PAC connection with Lagna/LL, 7H/L 
of D1 or D9, in the transit chart. PD lord 
connecting with lagna/LL was found to be 
more prevalent. In 20 other cases, PD lord 
was observed to be near lagna or 7H, i.e. in 
2/12 houses or 6/8 houses. 
This observation, thus, applied in 90 out of 
107 cases i.e. 84.4%. 


Guide Shri K.N. Као + मार्गदर्शन श्री mere राव 


Observation by Arti Malick: Connection with 

Nakshatra Lords 

ш Nakshatra lord of LL; 7th L and VS forms a 
PAC in transit with Lagna, LL, 7th H and 
7th L. The results were as under — 
Nakshatra lord of 7L PAC in D1 — 7596 and 
in DO — 83.3396 
Nakshtra lord of LL forming PAC in 
— 52.77% and in 09 — 55.55% 
Nakshatra lord of VS the success rate was 
55.55% in D1 and 63.88% in D9. 


Di 


Observation by G.K. Joshi's: Importance of 
transit of 7^ L and Venus 

While working for the research of this book 
the importance of 7^ L and Venus during 
marriage became very prominent. Hence, their 
connection with the relevant bhavas and planets 
should also be obvious. According to 
Phaladeepika— The 77 L or Venus in transit (on 
the day of marriage) is posited in the rasi or trine 
of rasi where LL is posited in D1 or D9 of natives 
birth horoscope. 

When this observation was applied In 39 
horoscopes it was noticed that it gave 10096 
positlve results in 22 horoscopes whereas in 13 
horoscopes it had transited from there a few 
days ago. It did not apply in 4 of the cases. 


Example: DOB - 09-11-1931; ТОВ — 02:29 
pm.; POB - Jodhpur; DOM - 27-04-1957 

In D1 the LL Sat is posited in Saglttarius 
and in D9 it is posited in Scorpio. At the time of 
marriage Venus is posited in Arles i.e. In kona 
from Lagnesh Saturn in D1 and 7" L Moon is 
posited in Pisces which is in trine from lagnesh 
Saturn in D9. Thus thls observation applies on 
this horoscope. 


113 


Case Studies Astrology and Timing of Marriage (a Scientific Approach) 
Birth Chart 09-11-31 14:29:00 Navamsha (spousa) Transit Timing-27.04.1957 that Up Pada (UP) 
forms a relationship 
with Vimshottari 
Dasha lords as well. 
UP is the pada for 
12" H and 
significator for 
relatives. It was 
noticed that 
marriage takes 
Observation by Rishi Kapoor: Relationship of | place during the dasha of planets aspected by 
UP with Vimshottari dasha- both at the time | (Jaimini aspect) UP or its dispositor when this 
of marriage. observation was applied on 40 horoscopes, it 
During the course of research it was noticed | gave 7596 positive results. 


Birth Chart 31-12-65 00:30:00 Navamsha (spouse) Transit Timing-03.07.1985 


Example: DOB — 31-12-1965; ТОВ – 00:30 hrs.; РОВ – Laningrad (Russia); 
DOM - 03-07-1985 

VD-Me/Sat/Ketu; UP-Aries; 

This person got married during dasha of Mercury/Sat/Ketu also in Scorpio. 


114 Guide Shri K.N. Rao «» मार्गदर्शन श्री केन्एनः राव 


ज्योतिष और विवाह समय (एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण ) 


दृष्टान्त अध्ययन 


अध्याय 6 


अवलोकन 


इस पुस्तक के लिखे जाते समय भारत में आईपीएल 
(इंडियन प्रीमीयर लीग) मैचों पर चटखारे लेकर हर जगह 
चर्चाएं हो रही थी। इस कारण यह स्वाभाविक ही था कि 
ज्योतिष की कक्षाओं में भी उसका उल्लेख होता। अपने 
चुटीले अंदाज में राव साहब ने बताया कि किस तरह से 
राजस्थान रायल्स टीम के कप्तान ने अपने नए नवेले 
खिलाडियों में उत्साह भरा कि वे धडाधड विकेट लेते चले 
गए। इससे न केवल वे मैच पर मैच जीतते चले गए, 
बल्कि शुरु में सबसे फिसड्डी समझी जाने वाली यह टीम 
शीर्ष पर पहुंचती गई। 

कक्षाओं के दौरान हमारे गुरु ने विद्यार्थियों में इतना 
अधिक आत्मविश्वास भर दिया कि छात्रों की खोजी नजर 
कुंडलियों को पारखी निगाह से देखते हुए कुछ नया ढूंढने 
में जुट गई। कई सहयोगियों ने कुछ विशिष्ट बिन्दुओं को 
महसूस किया, जिन्हें यहां दिया जा रहा है। 

बी.शोभा का निरीक्षण :- प्रत्यनतर दशानाथ चन्द्रमा 
च राहु को भूमिका 

शोभा ने 107 कुंडलियों में विवाह के दिन के गोचर 
का परीक्षण करने पर निम्नलिखित तीन बिन्दु दर्ज किये। 

उनका पहला निरीक्षण विवाह के समय प्रत्यन्तर 
दशानाथ के गोचर को लेकर है। 

107 मामलों में से 70 में प्रत्यन्तर दशानाथ का गोचर 
में लग्न कुंडली या नवांश के लग्न/लग्नेश का सप्तम/सप्तमेश 
से सम्बन्ध दिया! इससे भी लग्न/लग्नेश में दशानाथ का 
सम्बन्ध अधिक दिखा। अन्य 20 मामलों में गोचर का 
प्रत्यन्तर दशानाथ भावों के 2/12 या 6/8 अक्ष यानि लग्न 
और सप्तम के आसपास भावों में नजर आया। 

इस तरह से 107 में से 90 यानि 84.4 प्रतिशत 
कुंडलियों में यह बिन्दु नजर आया। 

+ चन्द्रमा की भूमिका देखते समय गोचर के दिन चन्द्रमा 
पर शनि का स्तब्धकारी प्रभाव नजर आया। 'काल' 
माना जाने वाला शनि अपनी अंतिम अनुमति कार्य की 
घंटी बजाकर देता है। 

> 107 मामलों में से 54 में शनि का चन्द्रमा से सीधा 
सम्बन्ध दिया। या तो वह चन्द्रमा के साथ था या 
उसकी दृष्टि थी। विवाह का समय रात्रि 11 बजे 


Guide Shri KN. Rao < मार्गदर्शन श्री xn राव 


लिया गया क्‍योंकि हिन्दुओं में आमतौर पर विवाह की 
प्रक्रियाएं वास्तव में उसी समय प्रारम्भ होती है। 23 
मामलों में उस खास समय से 12 घंटे पहले या बाद 
यह सम्बन्ध बनता नजर आया अन्य 3 मामलों में 
विवाह के दिन चन्द्रमा शनि के एकत्र में था! 
» इस तरह से कुल 80 मामलों यानि 74.76 प्रतिशत 
कुंडलियों पर शनि का ऐसा प्रभाव नजर आया। 
67.2 प्रतिशत यानि 107 में से 72 मामलों में विवाह 
के समय राहु पर गुरु को दृष्टि थी। भोगी ग्रह माना 
जाने बाला राहु दरअसल ब्याहु यानि विवाह देने वाला 
भी माना जाता है और उसे धर्माधिपति गुरु का 
आशीर्वाद मिलना महत्व रखता ÈI 


आरती मलिक का निरीक्षण - नक्षत्रेशों में 
सम्बन्ध 


ww 


> लग्नेश, सप्तमेश और विवाह सहम के नक्षत्रेश का 
स्थिति, दृष्टि या युति (पीएसी) सम्बन्ध गोचर में 
लग्न, लग्नेश, सप्तम व सप्तमेश से बनता नजर 
आया। उसके नतीजे इस प्रकार रहे - 

८ सप्तमेश के नक्षत्रेश डी-1 में पीएसी सम्बन्ध 75 
प्रतिशत और डी-9 में 83.33 प्रतिशत 

п लग्नेश के नक्षत्रेश का पीएसी सम्बन्ध डी-1 में 
52.77 प्रतिशत और डी-9 में 55.55 प्रतिशत 

о विवाह सहम के नक्षत्रेश का सम्बन्ध डी-1 में 55.55 
प्रतिशत और डी-9 में 63.88 प्रतिशत 


जीण्केश जोशी का निरीक्षण - विवाह के समय 
सप्तमेश व शुक्र के गोचर का महत्व 


इस पुस्तक से सम्बन्धित शोध कार्य करते समय यह 
बात याद आई कि विवाह में सप्तमेश और कारक शुक्र का 
विशेष महत्व होता है। ऐसे में इन दोनों का विवाह के 
समय जन्मकुंडली के विशेष भावों व ग्रहों से सम्बन्ध भी 
दिखाई पड़ना चाहिए। फलदीपिका में लिखा है, “जन्म 
कुंडली का लग्नेश लग्नकुंडली या नवांश में जिस राशि में 
स्थित होता है, विवाह के समय गोचर में सप्तमेश या शुक्र 
उस राशि में या उससे त्रिकोण भावों में होता है।” 


115 


Case Studies Astrology and Timing of Marriage (a Scientific Approach) 
उस नियम को Birth Chart 09-11-31 14:29:00 Navamsha (spouse) Transit Timing-27 04.1957 
39 wefer पर 
लगाने पर देखा गया 
fe 22 पर 
शत-प्रतिशत यह लागू 
होता है तो 13 में 
विवाह से कुछ समय 
पहले वह इन भावों 
में थे। 4 कुंडलियों पर 
यह नियम लागू नहीं हुआ। देखे जाते हैं। पाया गया कि उपपद और उसका राशीश 
उदाहरण के लिए यहां कुंडली देखी जा सकती है:- | जैमिनी दृष्टि से जिन ग्रहों को प्रभावित करते हैं, उन्हीं ग्रहों 
जन्मकुंडली का लग्नेश शनि धनु राशि में है तो नवांश | की दशाओं (महादशा, अन्तर्दशा व प्रत्यन्तरदशा) में विवाह 
में वह वृश्चिक में है। विवाह के समय मेष में रहते हुए | होता है। 40 कुंडलियों पर इसे लगाकर देखने पर 75 
शुक्र लग्न कुंडली में लग्नेश से त्रिकोण में था तो गोचर में | प्रतिशत नतीजे मिले। 
सप्तमेश चन्द्रमा मीन में होकर नवांश में शनि की स्थिति उदाहरण के लिए इस कुंडली को लिया जा सकता 
से त्रिकोण में था। नवांश के लग्नेश गुरु पर ही वह गोचर | है:- 
कर रहा Ml अतः इस उदाहरण कुंडली पर यह नियम जातक को विवाह के समय बुध/शनि/केतु की महादशा 
लागू हो जाता है। मिली। यहां उपपद मेष राशि में स्थित है जबकि क्रमशः 


ऋषि कपूर का Birth Chart 31-12-85 00:30:00 Nevemshe (spouse) Transit Timing-03.07.1985 


निरीक्षण 


विवाह के समय 
उपपद का 
विशोत्तरी दशानाथों 
से सम्बन्ध 

विवाह समय ज्ञात 
करने सम्बन्धी इस 
अध्ययन के समय लगा 
कि उपपद का सम्बन्ध विशोत्तरी के दशानाथों से बनता है। 
उपपद द्वादश भाव का पद होता है और उससे रिश्ते-नातेदार 


दशानाथ बुध वृश्चिक, में शनि कुंभ में और केतु वृश्चिक 
राशि में हैं। उपपद ने जैमिनी दुष्टि से जब इन तीनों 
दशानाथों से सम्बन्ध बनाया, तभी विवाह संभव हो पाया। 


116 Guide Shri К.М. Rao % मार्गदर्शन श्री жд राच 


Conclusions 


The study was conducted on 218 charts. In 
all the cases marriage had taken place and the 
date of marriage and other data has been given 
along with the result of applying the parameters 
on the charts. 

The results of the research have been 
tabulated for the parameters from P 1 to P 8 
below. It was noted that 

€  Paramater | [Connection of Vimshottari 

Mahadasha (MD), Antardasha (AD) lords 

with Lagna or 7H or Lagna Lord (LL) or 7L 

of D1/DO9 or planets associated with them] 

applied to all the cases (100%). 

® Parameter 2 [Chara Antar Dasha making a 
connection with Darakarak (DK), Darakarak 

Navamsha (DKN), Dara Pada (DP), Up-Pada 

(UP) lagna or 7th lord of Dl or D9] applied 

to 210 charts (96%). 

e Parameter 3 [Transiting Jupiter's aspects on 

Vivah Saham] applied to 167 cases (77%) 

€ Parameter 4 [The Saturn and Jupiter 
activating Lagna, 7H, LL, 7L] applied to 

186 cases (8590). 

€ Parameter 5 [LL and the 7L of native making 
aconnection in transit] applied to 214 cases 


Guide Shri K.N. Rao % मार्गदर्शन श्री केन्एनः राव 


(98%). 

€ Parameter 6 [Jupiter activating natal Venus 
in male charts and natal Mars in female 
chart] applied in 149 charts (68%) 

è Parameter 7 [Sun and/or most planets 
around Lagna or 7H] applied to 153 cases 
(7096). 

€ Parameter 8 [LL transiting in/near 7H or 7L 
transiting in/near Lagna] applied to 128 
cases (59%). 

The above is graphically represented as in a 
chart below — 


The data can be view from another 
perspective also. We find that in 18.81% cases 
all the eight parameters applied. In 34.40% cases 
seven parameters applied. In 32.57% cases six 
parameters applied. In 8.72% cases five 
parameters applied and in 5.5% cases four 
parameters applied. If we see it in another way 
we can say that in 85.78% cases six or more 
Parameters apply and in 95.50% cases five or 
more parameters apply. This indicates how 
accurately these parameters apply to timings of 
marriage. This is depicted in Tabular and graphical 
form below. 


117 


Conclusions 


Cumulative 
Parameters Percentage 


that apply 


Percentage 


18.81% 18.81% 


7S | 3440% | 59.21% 


32.5796 
8.7296 
5.5096 


85.78% 
94.50% 
100.00% 


Five 19 
Four 12 


118 


Astrology and Timing of Marriage (a Scientific Approoch) 


It may be seen that these are dependable 
Parameters can be applied universally to all 
charts. 


Guide Shri K.N. Rao 4* मार्गदर्शन श्री केन्एन« राव 


निष्कर्ष 


कुल 218 कुंडलियों पर यह अध्ययन किया गया। इन 


सभी मामलों में पहले ही विवाह हो चुका है और कुंडलियों 
पर आजमाए गए मापदंडों के नतीजों के साथ ही विवाह 
की तारीख व अन्य विवरण भी दिया गया di 


इस अुनसंधान के नतीजों का निचोड़ नीचे सारिणी में 


दिया गया हे। 


अध्ययन के समय पाया गया कि - 

मापदंड 1 (विंशोत्तरी महादशा, अन्तर्दशा व प्रत्यन्तर 
दशानाथों का जन्मकुंडली या नवांश के लग्न/लग्नेश 
व सप्तम/सप्तमेश या उनसे सम्बन्धित ग्रहों से सम्बन्ध) 
सभी मामलों में लागू हुआ। यानि, 100 प्रतिशत नतीजे 
मिलें। 

मापदंड 2 (चर अन्तर्दशा का दाराकारक, दाराकारक 
नवांश, दारापद, उपपद, जन्मकुंडली या नवांश के 
लग्नेश या सप्तमेश से सम्बन्ध) 96 प्रतिशत नतीजे 
देते हुए 210 कुंडलियों पर खरा उतरा। 

मापदंड 3 (विवाह सहम पर गोचर गुरु की दृष्टि) 
77 प्रतिशत नतीजों के साथ 167 मामलों में लागू 
हुआ। 

मापदंड 4 कुल 186 मामलों में यानि 85 प्रतिशत 
नतीजे दे रहा है। इस मापदंड में विवाह के समय शनि 
ब गुरु का दोहरा गोचर लग्न/लग्नेश या सप्तम/सप्तमेश 
पर लगाया गया है। 


Guide Shri K.N. Rao « मार्गदर्शन श्री केन्एन राव 


e मापदंड 5 (पिया मिलन यानि गोचर में जन्मकुंडली 


के लग्नेश व सप्तमेश में सम्बन्ध बनना) 98 प्रतिशत 
नतीजों के साथ 214 कुंडलियों पर लागू gA 
मापदंड 6 कुल 68 प्रतिशत नतीजे देते हुए 48 
मामलों में फिट बैठा। इस मापदंड के तहत पुरुष 
कुंडली में जन्मकालीन शुक्र पर और स्त्री कुंडली में 
जन्मकालीन मंगल पर गोचर के गुरु के प्रभाव का 
अध्ययन किया गया। 

मापदंड 7 (लग्न और सप्तम के आसपास सूर्य व 
अन्य अधिकांश ग्रहों का जमघट) 153 मामलों पर 
लागू हुआ जिससे 70 प्रतिशत नतीजे मिले। 

मापदंड 8 के तहत विवाह के तुरन्त पहले लग्नेश का 
सप्तम भाव या सप्तमेश का लग्न पर गोचर देखा गया 
और 128 मामलों पर लागू होते हुए उसने केवल 59 
प्रतिशत नतीजे दिए। 

इन निष्कर्षो को नीचे ग्राफ की मदद से दर्शाया गया 


इन आंकड़ों को एक अन्य नजरिए से भी देखा जा 


सकता है। अध्ययन के दौरान पता चला कि 18.81 प्रतिशत 
astral पर सभी 8 मापदंड लगे जबकि 34.00 प्रतिशत 
मामलों में 7 मापदंड खरे उतरे। 32.57 फीसदी लोगों पर 
6 मापदंड, 8.72 प्रतिशत मामलों में 5 और 5.5 प्रतिशत 
केस में 4 मापदंड पूर्णता से लागू हुए। यानि, 86.78 
प्रतिशत जातकों पर न्यूनतम 6 या उससे अधिक मापदंड 


119 


Conclusions Astrology and Timing of Marriage (a Scientific Approach) 


लागू होते हैं। यदि 5 और उससे अधिक मापदंडों के लागू | की सारिणी में अंकों व ग्राफ की मदद से दिखाया जा 

होने को पैमाना मानें तो उस पर 95.50 प्रतिशत कुंडलियां | सकता है। 

खरी उतरती हैं। इससे यह पता चलता है कि किसी जातक इस तरह से यह स्पष्ट देखा जा सकता है कि यह 

के विवाह का संभावित काल पता करने में उक्त मापदंड | दुनिया के किसी भी जातक के विवाह का समय ज्ञात करने 

कितनी सफलतापूर्णक प्रयोग किए जा सकते हैं। इसे नीचे | के लिए भरोसेमंद मापदंड हैं। यही भारतीय ज्योतिष की 
वैज्ञानिकता का सबूत है। 


लागू होने वाले G3 
मापवंडों की व „7 \ 50 


120 Guide Shri K.N. Rao * मार्गदर्शन श्री morae राव 


